भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास 


( विशुद्ध भारतीय परम्परा के आधार पर ) 
पं. भगवद्दत 


सन्‌ 955 


अथ 


भारतवर्ष का सांस्कृतिक 
इतिहास 


(विशुद्ध भारतीय-परम्परा के आधार पर) 


लेखक 
मगवद्दत्त 


“अकाशक 
अत्तरचन्द कपूर ऐण्ड सन्ज़ 
दिल्‍ली अम्बाला आगरा जयपुर नागपुर 
संबत्‌ २०१२ सन्‌ १६५५ 


एलंगप्टव 2५ 
६&59ए9ण0४ एकंग्रपंचर ?7६३8, एटफ)), फए १.., 5४०७७ 00८७ ५&59७॥ 
बण09 एफ्ेफड्रटत 79 507८८ रि8फक ७४००० ५७9५7, 
ए?०कृ॒णाटप००, एपथ४7 (ऐ्घ00 7९७०पए7 & 50798, 
ए6॥७, 3०09), 2879 उ;ाएपा, ०४०७० 


| 
भामिका 

भारतीय सरकार के इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सविस 
(.3.8.) ट्रंनिंग सकल में पाँच वर्ष तक मुझे भारतीय- 
संस्क्ृति पर व्याख्यान देने का अवसर मिला । अगले पष्ठ उन्हीं 
व्याख्यानों का हिन्दी में संक्षेप हें । चिर-काल से मेरा अ्रनुभव हो 
रहा था कि योरोपीय लेखकों ने भारतवषे के प्राचीन 
इतिहास का जो ढांचा खड़ा किया है, वह तक, विज्ञान 
झीर यथार्थ-इतिहास की कसौटी पर पूरा नहीं उत्तरता । 
ग्रत: मेने परम्परागत सर्वस्वीकृत-काल-क्रमानसार भारतीय 
इतिहास और उस के विभिन्न अज्ों का पढ़ना झारम्भ कर 
कर दिया । गत चालीस वर्ष के अ्वतरिश्वान्त-परिश्रम ने इसी 
मार्ग को ठीक पाया । फलतः यह इतिहास उसी मार्ग पर 
चल कर लिखा गया है। निश्चय ही भारतीय-विद्वान्‌ 
अ्रति प्राचीन काल से अपना इतिहास लिखते और सुरिक्षत 
करते रहे हैं । केवल मसलमानी-शासन के दिनों में यह 
परम्परा कछ उच्छिन्न हुई 

.0.5. सकल में पढ़ने वाले योग्य छात्र, और विशेष 
कर फारेन सर्विस के छात्र प्रतिवर्ष यही कहते थ कि 
भारतीय-संस्क्ृति विषयक-यो रोपीय विचार व अंग्रेजी पुस्तकों में 
थोड़ा-बहुत पढ़ चुके हें । संसार के विभिन्न देशों के लोग उन 
से प्रश्न करते रहते कि इस विषय पर भारतीय-मत 
बताओ, गअ्रतः भारतीय पक्ष का ज्ञान उन के लिए परम 
आवश्यक है । 

वस्तत: भारतीय छात्रों को भारतीय-प रम्परा का ज्ञान 
भूल सा रहा है, अत: उस का पनर्जीवन भ्रावरयक है । फिर 
भी योरोपीय लेखकों द्वारा कल्पित-तिथियां और तद्विषयक 
उन के विचार भी मेंने यत्र-तत्र लिख दिए हैं। और कहीं-कहीं 


स्व 


भारतीय-परम्परा को पृष्ट करने वाले तर्क भी दे दिय हैं । 

इस इतिहास में भमि-सजन से आरम्भ करके उत्तरोत्त र- 
यगों के क्रम से घटनाओं का उल्लेख है । यह क्रम बनावटी 
नहीं, यथार्थ है । भारतीय संस्कृति इस के विना समभ ही 
नहीं आरा सकती । इन पष्ठों में दी गई काल-गणना के 
प्रमाण मद्रचित वंदिक वाडःमय का इतिहास, भारतवष का 
इतिहास तथा भारतवर्ष का बहद इतिहास में मिलूँगे। 

इस इतिहास के पहले पच्चीस अध्यात्रों में जो कुछ 
लिखा गया है, उस का अधिकांश भाग प्राचीन लेखों का 
अनुवादमात्र है । मेने अपनी ओर से लिखने का प्रयास बहुत 
थोड़ा किया है। ग्ननेक स्थानों पर प्रत्येक वाक्य के लिए मूल 
ग्रन्थों के प्रमाण उपस्थित किए जा सकते हें। अश्रर्वाचीन 
कालों और विचार धाराओं का इतिहास भी सप्रमाण ही है । 

कला-विषयक पच्चीसवें अध्याय में पूव॑ं-लिखित कुछ 
बातें स्वल्प विस्तार से दोहराई गई हें, ऐसा करना 
झ्रावश्यक था । 

ग्रति विस्तृत विषय को यहाँ थोड़े स्थान में ही लिपिबद्ध 
किया गया है। झभ्तः यह पुस्तक भारतीय संस्कृति का 
दिग्दशंन-मात्र है । इसे पढ़ कर साधारण छात्र और 
विद्वान दोनों लाम उठा सकेंगे । 

में श्री बापट जी प्रिंसिपल और श्री जे. डी. शुक्ल जी 
(.0.8.) उप-प्रिसिपल का हादिक घन्यवाद करता हूँ, जिन 
की कृपा से में .4.8. श्रेणियों में व्याख्यान देता रहा, और 
इस विषय का विस्तृत अध्ययन कर पाया । 


पूर्व पटेल-नगर, नई-देहली--१२ 
भगवदत्त 


रविवार, ६-१०-५५ 


प्रथम अ्रध्याय 


दूसरा 
तीसरा 
चौथा 


पाँचवाँ 
छुठा 
सातवां 


ग्राठवाँ 
नवम 


दक्षम 
एकादश 
द्वादश 
त्रयोदश 


चतु्देश 


विषय-सूची 


विषय 


भूमि सृजन 


कृत युग 


आये और भारतवर्ष 
कृतयुग का श्रादिकाल 
उपदेश-युग 


देवयुग 


देवयुग की विशेष देन 
त्रेता आरम्भ 

मानवों का विस्तार 
त्रेता के अन्त तक 


(क) भारत में आयुर्वेद का 


भ्रवतार 
(ख) रामायण ग्रन्थ 
(ग) समकाल में राजा और 
ऋषि 
द्वापर से भीष्म पयेन्त 
महाभारत युद्ध काल 
आषंकाल की समाप्ति 
जैनमत-तीथ्थ ड्ूूर पार्वे नाथ 
तथागत बुद्ध और 
महावीर स्वामी 
भागवत धर्म 


दंवधर्म 


मूनि भास 


मौयेंकाल 


€०-€८ 
€६६-१०० 
१००-१०२ 
१०२-१० ४ 
१०४८-५१ १० 


पन्द्रहवाँ ,, 
सालहवां ,, 


सत्रहवां ,, 
अठारहवां ,, 
उन्नीसवां ,, 
बीसवाँ ,, 
इकक्‍्कीसवाँ,, 
बाईसवाँ ,, 
तेईसवाँ ,, 
चौबीसवां,, 
पच्चीसवाँ,, 


छब्बी सव्वाँ,, 
सताईसवाँ,, 


( २ ) 


शद्ध और काण्वकाल 
भारतीय संस्कृति का 
विभिन्न देशों पर प्रभाव 
पञ्चतन्त्र का विश्व- 
व्यापी प्रभाव 

ग्रान्ध्र श्रोर शक-काल 
गुप्त साम्राज्य 
तकं-संघर्ष का उत्कर्ष 
गुप्तों क॑ पश्चात्‌ 
हषेवर्धन तक 
इस्लाम-मत का 
भारतवर्ष आगमन 
दशमशती के मध्य 
से सं० १२०० तक 


प्राकृतों और अप भ्रंशों का 


साम्राज्य 
भारतीय कलाएँ 


१११-११३ 
११४-१२४ 
१२५-१२७ 
१२८-१३६ 
१३७-१४२ 
१४३-१५१ 
१५२-१५८ 
१५६९६-१६६ 


१६७-१४ ३ 
१७४- १७८ 


१७६-१८६९ 


प्रान्तीय भाषाओ्रों की उत्पत्ति १८६७-१६ ४ 


वर्तमान युग 


१६५-१६८ 


भारतवर्ष का सांस्कृतिक इतिहास 


प्रथम अध्याय 
भूमि सृजन' 

१. महारात्रि रूपी महाप्रलय के पदचात्‌ भूतोत्पत्ति हो 
रही थी । उसमे आप: प्रधान हुई | वह इनकी एकाण्णवा 
अवस्था थी । उसे अश्रणंव-समद्र भी कहा है । उसमें 
महाभतों के पदचात्‌ मह॒दण्ड बना | कालान्तर मं उसमें 

ग्नि का प्रभाव बढ़ा । महदण्ड हैम-वर्ण हो गया । उस 
की संज्ञा हिरण्यगर्भ, प्रजापति अथवा पुरुष हुई । वह 
पुरुष भ्रति सूक्ष्म, स्यन्दन-रहित आप: में चक्र काटने लगा। 
तब महान आत्मा ने ध्यान किया । उस ध्यान-बल श्रोर 
वायु के साहाय्य से प्रजापति का अधोभाग पृथक हो गया । 
वह भमि बनी । 


२. भूमि की प्राथमिक अवस्था--आरम्भ में भूमि स्वेधा 
आदर और शिथिला थी । वह ठोस नहीं थी । जब वायु 
का महान्‌ प्रकोप होता था और वाय-प्रवाह ग्रत्यन्त वंः 
से एक ओर से दूसरी ओर जाता था, तो भूमि के उर्पार 
शिथिल अंश को भी अपने साथ बहाता था । ठीक उसी 
प्रकार जिस प्रकार समुद्र की लहर श्रागे-आगे जाती है । 


१. अगला वर्णन भन्‍्त्रों ओर ब्राक्मण ग्रन्थों के आधार पर लिखा 
गया है । 





( २ ) 


३. ठोस हुई--कालान्तर में उस भ्रार्द्रा भूमि में 
सिकता हि. [_ रेत उपजी । रेत के पदचात्‌ शर्करा अ्रथवा 
कंकर बने । कंकरों के कारण भूमि का उपरि भाग ठोस 
होने लगा । भूमि की वह अवस्था दही-समान थी । कुछ 
ढीले दही के ऊपर जेसे मलाई का सिक्‍कड़ जमता है, बसे 
ढीली भूमि के ऊपर ठोस रूप का सिक्‍कड़ बनने लगा । 

कंकरों से पत्थर बनने लगे । पत्थरों से टीले और 
पर्वत बने | पहले पर्वत भी शिथिल भूमि में इधर-उधर 
खिसकते थे । अभ्रब शीत बढ़ा । भूमि अ्रधिक ठोस होने 
लगी । पर्बत स्थिर हुए । 

९. सय-चन्द्र-ग्रह---महदण्ड का उपरि-भाग एक बड़ा 
सूर्य बन रहा था । उससे ग्रह और नक्षत्र निकल रहे थे। 
चन्द्र का पूर्व रूप बन गया था| परन्तु ये सब श्रभी बहुत 
द्र-दूर नहीं हुए थे। पृथ्वी और सूर्य शरने: शने: दूर हुए। 
मध्य में अन्तरिक्ष बनता गया। अग्नि और वायु की कृपा 
से ये द्रियाँ स्थिर हुई । 

५. लोक-परिभ्रमश--पृथिवी, चन्द्र , ग्रह और सूर्य 
आदि पहले अपनी-अ्रपनी राशि में चक्र काट रहे थे । 
प्रत्यक नये ग्रह के जन्म पर इस भ्रमण में परिवतेन होने 
लगा । श्रन्त में इन सबकी गति वेसी हो गई, जैसी सम्प्रति 
है ।' पहले रात ही रात थी । श्रब दिन और रात का प्रादुर्भाव 
हुआ । 


६. ओषधि जन्म--फिर एक ऐसा समय भ्राया, जब 
एक महान्‌ मेघ उत्पन्न हुआ । इसे मन्त्रों में वृत्र कहा है । 
यह मेघ फंलने लगा। इसका विस्तार भूमि से द्य-लोक के 


१, जेमीनिय ब्राक्षय 





( ३ ) 


परे तक हो गया । यह एक भय और आइरचये की घटना 
ग। द्य-लोक में आप: का सार जो सोम था, वह इसी 
मेघ द्वारा भमि पर उतरा। वह सोम चन्द्र में भी पहुँचा । 
भूमि उवंरा होने के योग्य हो गई । चन्द्र शीतल और ज्यो- 
त्स्ता-यक्त हो गया । 
सूर्य, अग्नि और वायु के प्रभावों से वह मेघ प्रायः छिन्‍न भिन्‍न 

हुआ । उस महामेघ के अनेक भाग अब भी ब्रह्माण्ड में हें । 
इन्हें अंग्रेज़ी में नैबूला कहते हें। नंबूला लेटिन भाषा का 
शब्द है । वहाँ इसका मूलार्थ मेघ ही है । 

पृथिवी और सोम के योग से भूमि पर प्रथम बीज 
उत्पन्न हुए । ओषधियाँ उगने लगीं । अधिकांश पृथिवी 
इयामला हो गई । 

पृथिवी पर नदियाँ भी बन रही थीं जंगल भी बनने 
बी । पर्वतों को काटती हुई नदियाँ नए -नए मा बनाने 
लगीं । 


दूसरा अध्याय 


कऊत युग 

७. मानव का श्रादर्भाव--श्रोषिधि-जन्म के बहुत काल 
पदचात्‌ पृथ्वी पर मनुष्य उत्पन्त हुआ। आ्रादि के मनुष्यों में 
ब्रह्मा (+झ्रादम ) ,भगु, अज्िरा आदि सप्तर्षि बहुत प्रसिद्ध हैं । 
इन्हीं के नाम पर भारतीय गोत्र चले । विशिष्ट देवियों के 
नाम अभी अज्ञात हें । तब मानव सृष्टि का विस्तार होने लगा । 
२१ प्रजापति इन्हीं दिनों में थे । उन में से कश्यप और दक्ष 
बहुत प्रसिद्ध हें । धीरे-धीरे पृथ्वी पर मनृष्य फैलने लगा। 


८. महान्‌ आत्मा ओर ऋषि--विकास मतानुयायी 
आदि-मानव को सर्वथा असभ्य मानते हैं । भारतीय परम्परा 
ऐसा नहीं कहती । ब्रह्मा, स्वायंभूव मनु, सप्तर्षियों में भृगु, 
अज़्िरा ओर शअतन्रि (+5इद्रीस) आदि, तथा प्रजापतियों में 
कश्यप और दक्ष आदि महान्‌ विद्वान थे । वे ऋषि थे । 
स्वयमागत-ज्ञान थे । रजोगुण श्रौर तमोगृण से रहित होने 
के कारण उन का महान्‌-आत्मा से साक्षात्‌ सतत्‌ सम्बन्ध 
था। वे साक्षात्‌ कृतधर्मा थे । 

६, विकासमत ईश्वर, सर्वव्यापक मन अथवा महान्‌ 
आत्मा को नहीं मानता । अ्रतः उसे भूतों का परिणाम स्वयं 
उद्धू त और सभ्यता का विकास धीरे-धीरे मानना पड़ता है। 
इस के विपरीत महान्‌ आत्मा का अस्तित्व मानने वाले 
आदि-मनष्य को उत्कृष्ट ज्ञान वाला मानते हे । इतिहास भी 
इसी दूसरे आत्म-वादी सिद्धान्त का पोषक है । 

१०. नगर ओर ग्रामों का अभाव--पर एक बात में दोनों 
विचार वाले सहमत हैं । पहले ग्राम आदि नहीं थे । भारतीय 
परम्परा में कहा है कि आदि-मानव वृक्षों के नीचे, श्रथवा 


( ४ 9) 


महान व॒क्षों के कोटरों में रहता था । उस समय के वृक्ष 
अति विदश्याल थे। आज भी कोले की कानों में कहीं-कहीं 
१५०-२०० गज ऊंचे वक्षों के अ्रवशेष मिले हें । 

तब सोना, चान्दी, ताम्र, लोहा आदि धातुएं कानों से 
निकाली नहीं गई थीं । आदि-मनृष्य को इन की इतनी 
ग्रावव्यकता ही न थी । उस समय नगर और ग्रामों का अ्रभाव 
था । गह-निर्माण न था । 


११. अक्ृष्ट-पच्या भूमि---उस समय भूमि अक्ृष्ट-पच्या 
अर्थात्‌ बिना हल चलाए गअ्रन्त आदि देती थी । वक्षों पर 
फल बहुत अधिक था। पत्रों और फूलों से मधु निकलता था । 
मानव फल और कुछ अन्न खालेता था । दूध पीने का 
प्रचार अभी विस्तार नहीं पकड़ पाया था । 

गोएँ जद्भलों में फिरती थीं। मनुष्य इन्हें पकड़ कर 
दूध दोहना आरम्भ कर रहे थे । गो-रक्षा का प्रकार 
प्रचलित नहीं हुआ था । इस का कारणयह भी था कि न 
घर थे, न ग्राम वा नगर । 

घोड़े पाले नहीं जाते थे। व्यापार भी नहीं था। 
ग्रामों के भ्रभाव में पथ-निर्माण भी नहीं हुआ था । मनुष्य 
थोड़े और जीवन-निर्वाह की सामग्री प्रभतथी । 


१२. राज्य अभाव---कृतयूग की उस प्रथमावस्था में 
संसार भर में कोई राज्य नहीं था। कारण, लोग धर्मात्वा 
और निलोभ थे। दण्ड का स्वंथा अभाव था। धर्मानकक्ष 
चलने वाल संसार में शासन की ग्राववदयकता न थी। 


१३. मनुष्य निरामिष--पृथ्वी पर अ्रन्न, फल, फल, कन्द, 
मूल अत्यधिक था। नर-संख्या थी अतिन्यून । श्रतः नर 
निरामिष था । यह तथ्य इस्लामी और यहूदी पुरातन 
ग्रन्थों में भी लिखा है। 


तीसरा अध्याय 


आये ओर भारतवर्ष 


१४. प्रदेश-विभाग--मनुष्य-सृष्टि की वृद्धि होने पर भूमि 
का प्रदेशों में विभाग हुआ । स्वायंभूव मनु की सनन्‍्तान 
में भरत नामक, एक्र यशस्वी पुरुष थे । उन के नाम पर, 
जम्बूद्वीप के अन्तर्गत इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा । 
शाकुन्तल भरत अथवा दाशरथ भरत का इस भरत से 
सम्बन्ध नहीं है । जम्बद्वीप के परे शकद्गीप श्रौर शाल्मलि 
द्वीप झ्रादि अन्य द्वीप थे | इन में क्षत्रिय जातियाँ बसती थीं । 
भारतीय आर्य लोग श्रर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आरम्भ से 
ही भारतवर्ष में रहते हैं । 

१४. आय-भूपि, भारत--महाभारत, भीष्म पर्व के 
आरम्भ में एक अत्यन्त रोचक प्रकरण है । नेत्र-हीन धृतराष्ट्र 
संजय से पूछता है । युद्ध में भाग लेने वाली ये सेनाएँ कहाँ- 
कहाँ से आई हैं । जो यह भारत है, जिस के क्षत्रियों ने 
युद्ध में भाग लेना है, वह कसा और कितने विस्तार वाला 
देश है । 

उत्तर में संजय कहता है । हे भारत ! अब में भारत- 
वर्ष का वर्णन करता हूँ । यह देश देव-इन्द्र का प्रिय देश था । 
यही देश इन्द्र के भ्राता विवस्वान्‌ के पुत्र मन्‌ का प्यारा 
देश था ।* आदि राजा पथुवैन्य का भी यही देश था । महात्मा 
इक्ष्वाकु, ययाति, अ्म्बरीष, मान्धाता तथा नहुष श्रादि का 
भी यही देश था। उशीनर और शिबि आदि का भी यही 
प्यारा देश था । 

ग्रायं लोग आरम्भ से ही श्रपनें देश से प्यार करने 


१, भगवद्गीता ४ । १ में भी इसी बेवस्वत मनु का उल्लेख है । 
दर 


( ४७ ) 


वाल रह हैं । वे इसी देश के वासी थे। उन्हीं की संस्कृति 
की यह तेजिस्वनी ज्योतिर्मयी गाथा लिखी जा रही है । 


६. विदेशी लेखकों का मत--अश्रनेक विदेशी लेखकों 
ने यह मत प्रतिपादित किया है कि झाये॑ लोग बाहर से 
यहाँ आए । उन्हों ने इस मत का पोषक कोई विद्येष तर्क 
नहीं दिया । भाषा-विज्ञान का नाम ले कर इधर-उधर 
की बातें कही अवश्य हें । उन का मत महाभारत के पूर्वोक्‍्त 
प्रमाण श्रौर निम्नलिखित कारणों से अ्रमान्य है । 

१६. (क) किसी भारतीय ग्रन्थ में एसी बात नहीं 
लिखी । पुराण, महाभारत, ब्राह्मणग्रन्थ और रामायण आदि 
में इस पक्ष का गन्धमात्र नहीं है। तद्विपरीत सम्पूर्ण ग्रन्थ 
एक मत हो कर भारत को ही प्रार्यों की पवित्र भूमि 
मानते हें । 

मुनि कात्यायन ( विक्रम पूर्व २८०० वर्ष ) अपने 
ग्रन्थ में लिखता है कि ब्राह्मण का मल-स्थान भारत का 
मध्य-दंश है । 

(ख) यवन राजदूत मेगस्थ-नेज़ (विक्रम से २५० 
वर्ष पू०3) लिखता है--भारत अनगिनत और विभिन्न 
जातियों से बसा हुआ है। इन में से एक भी मूल में 
विदेशीय नहीं थीं, प्रत्यत स्पष्ट ही सारी इसी देश की 
थीं । इति । 

यही नहीं, वह यह भी सचित करता है कि भारतीय- 
गणना के भ्रनसार भारत पर बेक्कस अथवा डायोनिसीयस 
( >विप्रचत्ति दानवासुर) के आक्रमण से ले कर उस के 
काल तक ६०४२ वर्ष और १५३ राजा हो चके हैं । 

ग्रार्य लोग तब से भारत में भ्रवर्य ही थ । 

(ग) भारत के अनेक नगरों, ग्रामों भर देशों के ताम 


( ८ ) 


पुराने आये महापुरुषों और राजाशों के नामों पर रखे गये 
थे । यथा--भरत के नाम पर भारत-वर्ष । ब्रह्मा के 
नाम पर ब्रह्मावतें । मन-पौत्र आनतें के नाम पर आनतं-देश 
(गुजरात का एक भाग) । कुशाम्ब के नाम पर कौशाम्बी 
(वर्तमान कोसम ) । विदर्भ के नाम पर वंदभभ देश । उशीनर 
के नाम पर उशीनर कोट (वर्तमान शोरकोट) । महाराज 
कुरु के नाम पर कुरु देश | महाराज हस्तिन के नाम पर 
हस्तिना-पुर । वत्स के नाम पर वत्स देश । महाराज 
अ्वन्त के नाम पर अवन्ति देश, इत्यादि । अ्रद्ध, वद्भ आदि 
नाम भी ऐसे ही हैं । 

ग्रब यदि ईसा से १५०००--१४५०० अथवा २००० 
वर्ष पूर्व आर्यो का भारत में आना माना जाए, जसा ये लोग 
कहते हें, तो गश्रार्यों का सारा पुराना इतिहास श्रसत्य 
ठहरता है | भारत का इतिहास लिखने वाले पाबच्चात्यों 
ने तो बहुधा श्री राम का अस्तित्व भी सन्देहास्पद बनाने 
का यत्न किया है | यह बात विश्वास-योग्य नहीं ठहरती । 
सत्यवक्ता ग्रायं ऋषि मनि सब एक समान अ्रनत लिखें, 
यह स्वप्न से भी परे है । अ्रतः विदेशी पक्ष कोरी गप्प है । 

जिन महापुरुषों के नाम पर यहाँ के नगरों और ग्रामों 
आदि के नाम पड़े, वे यहीं के निवासी थे और उनका 
इतिहास विक्रम से सात-श्राठ सहस्न॒वर्ष पूर्व से भी कहीं 
पुराना है। 

(घ) संस्कृत में एक-एक शब्द के बहुत-बहुत पर्याय 
हैँ । इस प्रकार के पर्यायों के एक-एक दो-दो+शब्द ही 
अन्य जातियों के पास हैं | संस्कृत-समान पर्याय-बाहुल्‍य 
अन्यत्र नहीं है। यथा-- 


१, डा० सुनीति कुमार चटोपाध्यय, भारतीय श्रार्यभाषा ओर हिन्दो 
प० ५६, रे ६्‌ छ | 





( ६ 9 


(, संस्कृत में, श्रश्व, घोटक, और क्रावा तीन पर्याय हैं । 
तथा संस्कत में एक क्रिया-रूप हषते है । 

अबव से फारसी में अ्रस्प, घोटक से हिन्दी पंजाबी 
आदि में घोड़ा, क्रावा, से अंग्रेज़ी में ०७0&)॥76 (कबालिन ), 
तथा लेटिन में ०४०४)॥४प४ अथवा ०«४००)७४ बने हैं । 
हेषते क्रिया से अ्रंग्रेज़ी में ॥078० (हा) तथा पुरानी ऊँची 
जमेन में ॥7085 (ह्वास) बना है ।' 

गत. इसी प्रकार संस्कृत में उष्ट, क्रोेल श्रथवा ऋ्रमेलक 
शब्द लगभग समानाथेक हें । 

उष्ट से फारसी में उद्धतर, तथा पंजाबी और बंगला 
उद्न और हिन्दी में ऊट; ऋ्रमेल से ग्रीक में कमेलोस, अंग्रेज़ी में 
कमल, इब्रानी में जममल और अरबी गमल बने हैं । 

ग्रब इस का सीधा अर्थ है कि आरयों की मल भाषा 
संस्कृत अति शुद्ध, बहु-पर्याय-युक्त और कभी पृथ्वी-मात्र 
पर व्यापक थी । अंग्रेज़ी, जमन, लैटिन, ग्रीक, अरबी और 
इब्रानी श्रादि भाषाएँ उसी भाषा के श्रपश्रंश हें । शक्ति 
के ह्ास और ज्ञान की अ्रल्वता के कारण उन्हों ने मल- 
भाषा के एक-एक, दो-दो शब्द ही सुरक्षित रखे हें । 


पर यदि कहा जाय कि आये बाहर से भारत में आए, 
तो कहना पड़ेगा कि अ्रपने किसी मल स्थान से चल कर 
वे प्रत्यवा उस जाति के साथ कुछ काल तक रहें, कि 
जिसकी भाषा में संस्कृत की प्रकृति का अपभ्रंश और यदि 
यह न मानो, तो संस्कृन से मिलता-जलता शब्द विद्यमान 
था । तभी वे दसरी जातियों से ये शब्द ले सके । अथवा 
एक अनमान यह भी हो सकता हैँ कि आज से तीन-चार 


जज नी लत ०७+ ५ ५ “++7+ननी तक नलिनन-ल्‍-.९०न्‍वनननननक+न नम जन“ ननाक+++++कननननी ननीनननीन निननीभिनननननननननन- 


१. संस्कृत अ्ररुष; से भी हास--]77088 और जर्मन 7088 विकृत हो 
सकता है । श्र को बहुधा ह हुआ हे । 


( १० ) 


सहस्र वर्ष पूर्व संसार की अनेक जातियों के लोग भारत 
से व्यापार सम्बन्ध रखने के कारण, भारत-यात्रा किया 
करते थे । वे अपने शब्द संस्कृत को दे गये । 

ये सब अनमान कल्पनायें हें और हैं भी इतिहास- 
विरुद्ध । अतः: आये बाहर से आए, और आए भी ईसा 
से २००० वष पूव । यह पक्ष संस्कृत में पर्याय-बाहुल्‍यला 
के प्रइव॒ का सन्‍्तोष-जनक उत्तर नहीं दे सकता । 

(डः) योरोप की भाषाओं में टवर्ग का अ्रभाव है । पर 
श्रार्यों के मूल ग्रन्थ वेद में टवर्ग का बहुधा प्रयोग हुआ है । 
वेद को पूव॑पक्षी भारोपीय ग्रन्थ कहते हैं । वे यह भी कहते 
हें कि भारत झाने तक आयें लोग टवर्ग नहीं जानते थे। टवमें 
का प्रयोग आ्रायों न द्राविड़ों सं सीखा और वद भारत आन 
के पीछे बना । यदि यह बात मानी जाय, तो बंद भारोपय 
ग्रन्थ न रह कर द्वाविड़ प्रभाव का ग्रन्थ बन जाता है । 

इस पर आपत्ति यह है कि ऋग्वंद पर द्राविड़ प्रभाव सिद्ध 
करन के लिए कोई अन्य यक्ति अपक्षित है। परम्परा को 

यन्‍्त सुरक्षित रखन वाले, उच्चारण और भाषा-शुद्धि पर 
चरम सीमा का बल दन वाल आये ऋषि और ब्राह्मण 
अपनी वाक्‌ को कलषित करें, एसी गप्प मतान्ध लोग ही 
हाँक सकते हैं । 

और पूर्व पक्षी क लिए एक और भयानक आपत्ति है । 
पारसी धमं-पुस्तक अवस्ता में ऋग्वद के मन्त्र का एक 
अंश ग्रब भी उपलब्ध होता है । वह वद से पारसी ग्रन्थ 
वालों ने लिया है । अ्रतः वेद पारसियों के पास था, और 
द्राविड़-प्रभाव से पूर्व था । श्रतः निश्चित है कि बंद में आरम्भ 
से टवर्ग था और योरोपीय जातियों न॑ अ्रशक्ति से उसका 

योग त्यागा । आये बाहर से नहीं आए , पर वंद ही 
सव्वेत्र था। 


( ११ ) 


(च) भारतीय परम्परा के श्रनुसार भारत कर उत्तर 
पश्चिम और पूर्व के दंश म्लच्छ हो गये थ । भारतीय 
दशों में वाहीक (पंजाब के अ्बोहर, मिण्टगुमरी, हड़ प्पा 
ग्रादि विषय) तथा गुजरात और दक्षिण के अनंक भाग 
(कारस्कर आदि) संस्कार-हीन और शअ्रति शूद्र हो गय थ । 
म्लंच्छ और संस्कार-हीन लोग अपश्रंश भाषायें बोलने लग 
पड़ थं।आर्यो न अपनी भाषा सदा पवित्र रखी । म्लच्छ 
शब्द का अर्थ ही अपभ्रंश बोलन वाला है। भ्रा्य लोग 
पश्चिम क उन म्लच्छ देशों से शद्ध भाषा लकर आए, 
यह कथन वदतो व्याघात है। अ्रत: झ्रायं भारत के ही 
वासी थे । उनकी भाषा कभी संसार पर फंली हुई थी । 
उसी का अ्पश्रृंश संसार की अभ्ननक भाषाएँ हें । निस्‍्सन्दंह 
आये भारत क ही वासी हैं । 


(छ) आयों के सब धर्म और तीर्थ स्थान भारत में. 
हें । यदि आये बाहर से आए होते तो वे अपने मल देश 
के तीथ्थ-स्थान स्मरण रखते । और वे यात्रार्थ वहाँ कभी- 
कभी जाया करते । इस के ठीक विपरीत पिछले ३००० 
वर्ष में आरार्यों ने सिन्ध के पार जाना ही अ्धम माना । 
यह स्पष्ट प्रमाण है कि श्रार्यों की आदि भमि भारत ही थी । 
वे कहीं से मारखा कर भारत में नहीं आए थे । 

इन सात संक्षिप्त तकों और आठवें महामारत के प्रमाण 
से निश्चय होता है कि गज्भा-यमुना से प्लावित, सस्यश्यामला 
भारत-भूमि ही आार्यों की श्रादि भूमि है । इसी लिए महाभारत 
में कहा है कि यह भूमि इन्द्र, मन, इक्ष्वाक आदि को प्रिय थी । 


चोथा अध्याय 
कृतयुग का आदि काल 


उपदेश युग 

१७. हम ब्रह्मा का उल्लेख कर आए हेँं। इन ब्रह्माजी 
और झादि ऋषियों न वदों के मन्त्रों का प्रथम उपदेश 
किया । आये मतानसार बंद की भाषा कभी साधारण बोल- 
चाल की भाषा नहीं रही । योरोपीय लेखकों नं एसा मत 
चलाने का यत्न क्रिया अवश्य है, पर वें इस कठिनाई का 
उत्तर नहीं दे सक कि जब लोक-भाषा संस्कृत में ग्रन्थ 
लिखने वाले और बंद का उपदेश देन वाले ऋषि एक ही 
थे, तो वद-वाक्‌ और लोक-भाषा समकाल से क्‍यों नहीं 
हैं । प्राचीन आये वाडःमय में इस द्रष्टि-प्रवक्‍त्री सामान्यता 
का वर्णन मिलता है । न्याय भाष्यकार सदश ताकिक म्‌नि 
वात्य्याययय का यही कथन है । छान्दोग्य उपनिषद के 
प्रवचन-कर्ता का भी यही सिद्धान्त है। 


वेद 


१८. प्रथम उपदेश--ऊपर लिखा गया है कि प्रथम 
उपदेश वद का था। सम्प्रति चार वद-संहिताएँ सत्र 
उपलब्ध हूँ । नाम हैं इन के, ऋक्‌, यज:, साम और ग्रथव । 
भारत-यद्ध-काल के समीप वेदों की ११३१ शाखाएँ थीं । 
इस समय ऋग्वद की दो, यजु: की छः, साम की तीन और 
भ्रथेव की दो शाखाएँ मिलती हैं । 


१६. कृष्ण हू पायन वेद-ठयास--वेदों की अनेक शाखाएँ 
बंद-व्यास और उन क चार शिष्यों और प्रशिष्यों न बनाईं। 
वद-व्यास महाभारत-युद्ध कं समय जीवित थ । भारतीय 


( १३ ) 


परम्परा के अनुसार इस बात को लगभग ५१०० वर्ष हो 


गये । व्यास-शिष्यों के नाम थे--सुमन्तु, जैमिनि, वेशम्पायन 
और पल । 


२०. अपान्तरतमा---पर सारी शाखाएँ उसी समय नहीं 
बनीं । कृत यूंग क अन्त में अपान्तरतमा नाम के एक 
महान्‌ ऋषि थे । उन के काल स॑ वंद-शाखा-प्रवचन आरम्भ 


हो गया था। इस को समाप्ति भारत-यद्ध-काल के समय 
हो गई। 


वेदों की मन्त्र-संख्या--ऋग्वेद में १० मण्डल १०२८ 
सक्‍त और लगभग १०,५०० मन्त्र हें। यजश्रों क दो 
भेद, शुक्ल और कृष्ण इस समय प्रसिद्ध हें | शुक्ल में मन्त्र- 
संख्या लगभग २००० हज़ार है । साम की मन्त्र संख्या 
१६०० से कुछ अधिक है । अथर्व की मन्त्र संख्या लगभग 
६००० है | 


२१. श्रति--प्रादि में कंबल चार बंद थे। इनको 
श्रति भी कहते हैं आदि ऋषियों ने जो ज्ञान योगज शक्ति 
से सुना, वह श्रुति हुआ 


२२. ब्रह्मा द्वारा अन्य विद्याओं का उपदेश--- 
वंद क पदचात्‌ महषि ब्रह्मा ने अनेक विद्याञ्रों का उपदेश 
लोक-भाषा में दिया । उनमें से कतिपय विद्याश्रों के नाम 
नीचे दिए जाते हैं । 


१. ब्रह्मा ने संसार को योग ज्ञान का उपदेश दिया । 
यह ज्ञान एक लाख इलोक. की हिरण्यगर्भ-संहिता में उपनि- 
बद्ध है। 

न है 5 5 

२. ब्रह्मा ने आयु्वेद्‌ का इ्लोक-शतसहसत्र में उपदेश 

किया । 


( १४ ) 


३. हस्त्यायुवेंद का ज्ञान भी भगवान्‌ ब्रह्मा ने दिया । 
पालकाप्य मुनि ने अपने हस्ति-शास्त्र में उस का उल्लेख 
किया है । 

४. पांडव नकल अपने अ्रश्वशास्त्र में लिखता है कि 
भ्रादि में ब्रह्मा ने १,२५,००० इलोक में अश्वबेद कहा । 

५. नाटयवेद का आदि उपदेश-कर्त्ता भी ब्रह्मा ही था । 

६. वास्तु शास्त्र, ७. शिल्प शास्त्र, ८. धम शास्त्र, 
£. अथ शास्त्र, १०. दण्ड नीति, ११. गणित, ओर 
१२. ज्योतिष शास्त्र आदि का प्रथम उपदेश-कर्त्ता ब्रह्मा ह 
था । १३. सृष्टि-उत्पत्ति और प्रलय आदि का ज्ञान देने 
वाले पुराण का आदि प्रवक्‍ता भी ब्रह्मा ही था । 

२३. आदम--ब्रह्मा ही इस्लामी और यहूदी ग्रन्थों 
का आदम है । किसीयस नामक मुहम्मदी ग्रन्थाकार लिखता 
है कि अब्राहम ने आदम क श्रनेक शास्त्र देखे थे । 

२४. आज्ञेप--अनेक लोग कहते हें कि एक मनुष्य 
इतने और इतने बड़ शास्त्र बनाए, यह शअ्रसम्भव है। वे 
बतंमान स्थिति से आदि-युग का संतुलन करते हें । वस्तुतः 
पहली सुष्टि अनेक बातों में अधिक उन्नत थी । सोचने 
का स्थान है कि सत्य इतिहास को अपनी इच्छा-मात्र से 
परे नहीं फेंका जा सकता । विभिन्‍न विद्याश्रों के उत्तर- 
वर्त्ती लेखकों का एक समान निर्णय है कि विद्याश्रों के 
झ्रादि उपदेश ब्रह्मा जी की कृतियाँ हैं । इन कृतियों के 
अनेक इलोक उद्धृत-रूप में अब भी उपलब्ध हैं । प्राचीन 
इतिहास सर्वेथा ठीक है । 

ब्रह्मा जी को चतुर्मुख कहते ही इसलिए हें, कि वे सकल- 
विद्या-वेत्ता थे । 


( १५ ) 


२५. स्वायंथ्रुव पनु--यह उपदेश-युग था । ब्रह्मा जी 
क धमंशास्त्र के श्राधार पर स्वायंभव मन्‌ भी एक लाख इलोक 
का अपना बहच्छास्त्र कह रहा था। इसी मूल शास्त्र 
का तीसरा अथवा चौथा प्रवचन वतंमान मनस्मति है । 

मन की रचना अद्वितीय थी । मन की शिक्षा का 
झ्रंशमात्र ही श्री मसा ने ग्रहण किया था । मन संसार- 
मात्र का सबसे उत्कृष्ट मित्र था। मन के भावों 
को समझे बिना ही अनेक वर्तेमान लोग मन पर भिथ्या 
ग्राक्षेप करते हें । 


२६. सप्त-ऋषि--सप्त-ऋषि संसार भर में प्रसिद्ध 
हैं । वे थे भग, अंगिरा, और अत्रि श्रादि | इन्हें प्राचीन 
जातियाँ सप्त-विप्र (5९४७॥ 86 76॥ ) भी कहती थीं ।" 
इन सप्तर्षियों नं कुछ मन की छाया पर और कछ स्वतन्त्र 
अ्रपना ग्रन्थ चित्रशिखण्डी शास्त्र कहा । 

२७. लिपि का अनुपयोग-- ब्रह्मा की ब्राह्मी 
लिपि सुप्रसिद्ध है। लिपि का उपदेश ब्रह्मा जी ने कर दिया 
था, पर लिपि का प्रयोग अधिक नहीं था । आदि ऋषियों 
और विद्वानों की स्मति शभ्रसाधारण थी । उपदेश होता था 
झौर सब स्मरण हो जाता था । लिपि का विस्तृत प्रयोग 
बहुत काल पदचात्‌ आरम्भ हुआ । उपदेश के कारण ही 
का ग्रन्थों में लिखा है -स्वायंभव मन बोला, कश्यप 

ला, ब्रह्मा बोला, इत्यादि । सब अ्रध्यापन उपदेश द्वारा 
होता था । 

२८. रोग-अभाव---तब संसार में रोग श्रति न्यून 
था । अनियमित जीवन, अधर्म और नगर-वास आदि से 


। (९७806 (7७४00, ७॥ (एप्राएशा(8 9 एश&७७४९५४॥ 
प00०४॥४४, 9, 286 ई 


( १६ ) 


रोग उत्पन्न होता है । सत्यग में ये बातें नथीं । लोग 
दीघे-जीवी थे । साधारण मनष्य मी ३००-४०० वर्ष तक 
जीते थे। तपस्वी, ज्ञानी, निष्पाप ऋषि इससे भी अधिक 
जीते 


२६, वेदों का विषय---वेद शब्द का अथे है, जिसमें ज्ञान 
हो, अथवा जिस के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए । निस्सन्देह 
बंद में अद्वितीय ज्ञान है--सृष्टि उत्पत्ति का, जो वेज्ञानिक 
वर्णन हम प्रथम अध्याय में कर चक हें, वह वेद के 
ग्राधार पर ही है। इस ज्ञानक सम्मख संसार का सारा 
वर्तमान ज्ञान बिन्दु-मात्र क तुल्य है । प्रलय रात्रि कंसी थी 
प्रकृति वा माया का मल-रूप क्‍या था, महान आत्मा न उसमें 
विषमता कंस उत्पन्न की, यह बंद में अ्रति स्पष्ट रूप में वणित 
है । अग्नि कितन प्रकार का है, अग्नि का हर, अग्नि का 
तेज क्‍या है, यह भद वद से ही ज्ञात होता था । सूये 
में वश्वानर अग्नि किस प्रकार जलता है, उसकी सहस्र 
रश्मियाँ क्या-क्या काम करती हें, इस ज्ञान का दशेन 
भी वंद द्वारा ही सम्भव है । सूर्य की सुषम्णा रश्मि चंद्र 

र से उलट कर किस प्रकार शीतल रस उत्पन्न करती 
है, इसका विस्तन ज्ञान वंद मन्त्रों में ही मिलता है। 
महामघ भश्रर्थात्‌ वृत्र कंसे बना, वह कंसे छिनन भिन्‍न हुआ, 
उसके द्वारा सोम कहाँ-कहाँ गया, इसका चित्रवेद में चित्रित 
है । पथिवी पर पर्वत कभी कुपितावस्था में थे, व अपन 
अन्दर से पिघले हुए पदार्थ कैसे निकालते थ, इसका रोचक 
उत्तर भी वद में ही है। आकाशी यज्ञ , जिनमें सर्य, चंद्र 
पृथिवी और बहस्पति आदि ग्रह भाग ले रहें थ, कसे हो 
रहे थे, इसका रहस्य भी वेद में ही खलता है। कभी 

गौर पथिवी दोनों उम्र-रूप धारण किए थें, फिर वे 
दृढ़ हुए, इसका ज्ञान भी वेद-बिना संभव नहीं । 


( १७ ) 


३०. वेद में उज्डिज्‌-विद्या का भी ग्रत्यन्त उत्कृष्ट 
रूप वणित है। ओषधि, वनस्पति, वीरुध और वृक्ष का महा- 
वेज्ञानिक वर्गीकरण वेद में ही दिखाई देता है। वर्तमान 
ओऔदख्टिदी (800877) इतनी दूर तक नहीं पहुँच पाई । 

३१. शआ॥रादि में बाणी कंसे उत्पन्न हुई, ध्वनि क्‍यों 
उत्पन्न होती है, दो पदार्थों के टक्कर खाने से शब्द क्‍यों 
उत्पन्न होता है, वेद-मन्त्र मनुष्य की कृति न होकर आकाशस्थ 
देवों की कृति किस प्रकार हें, इसका प्रशस्त उत्तर भी वेद 
ही देता है। 

३२. सभा, समाज, समिति, मानव संघओऔर राज्य 
ग्थवा राष्ट्र के सूक्ष्म भेद में भी वेद ही उपदिष्ट हें । 

३३. इन सबसे बढ़ कर ब्रह्म का लोमह॒ष उत्पन्न 
करने वाला वर्णन, सृष्टि में ब्रह्म की चमत्कारी सत्ता का 
निरूपण , परलोक का सजीव चित्र, और लोक-लोकान्तरों 
का मुंह-बोलता चित्र वेद में ही चित्रित है । 


३४. थेद का व्यापक प्रभाव--वेद का प्रभाव 
भारतीय जाति तक ही सीमित नहीं था, प्रत्युत संसार- 
व्यापी था। मिश्र देश के अति प्राचीन लेखों में ( विक्रम 
से ४००० वर्ष पूर्व ) वेद-मन्त्रों का अनुवाद मिलता है । 
बाइबिल के उत्पत्ति के अध्याय में वेद के व्याख्यान ब्राह्मण 
ग्रन्थों के वचन याथातथ्य रूप से अनूदित हें । काल्डिया 
वा असीरिया (असुर देश) के लोग वेद-मन्त्रों द्वारा यज्ञ 
किया करते थे । पारसियों के धर्मंग्रन्थ अवेस्ता में ऋग्वेद 
के एक मन्त्र का अंश अब भी मिलता है । 

इन चारों उदाहरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अ्रति 
प्राचीन काल में भी वेद का असाधारण प्रभाव था । उस 
समय वंद-ज्ञान को समभने वाले विद्वान संसार में विद्यमान 


( एं८ ) 


थे । प्राचीन विज्ञान और उस की परिभाषाश्रों क ज्ञाता 
इस समय नहीं हैं । अभ्रत: वेंद का वह सक्रिय आदर 
नहीं है । 

३3५. वेद का काल--अआ॥्राय॑ विद्वान्‌ बंद को अनादि तथा 
झपौरुषष मानते हें । योरोप के अधिकांश ईसाई 
और यहूदी लेखकों ने बंद का काल ईसा से १२००--२००० 
वर्ष पूर्व का माना है। जमंनी के महोपाध्याय यकोब्री ने 
ज्योतिष-विज्ञान के अ्रनसार वेद का काल ईसा से ४००० 
वर्ष पूर्व का माना है। महाराष्ट्र जिढ्वान्‌ बाल गंगाघर तिलक 
ने ऋग्वेद के अनंक सूक्‍तों का काल ईसा से ६००० ब्॒र्ष 
पूर्व का लिखा है । 

इन्द्र आ्रादि पारथिव-देव वेद पढ़ते थे । हैरोडोटस ने लिखा 
है कि मिश्र क पुरोहित हरकुलीसनच्सुरकुलेश श्रर्थात्‌ विष्ण 
आदि देवों का काल उस के अपने काल से १७००० वर्ष 
पूर्व का कहते थ। तदनुसार वद विक्रम से १६००० वर्ष 
से कहीं पहले का है। मिश्र क पुरोहितों का मत पक्षपात- 
मात्र से परे नहीं फें। जा सकता। यह मत आये इतिहास 
के अधिक अ्रनकल है । 

वंद-ज्ञान संस्कृतियों के मिश्रण का परिणाम नहीं है। 
वंद में अनंक विद्याएँ आदि देख कर कई लोगों न एसा कहना 
ग्रारम्भ कर दिया हैं। वेद-काल का यथार्थ निर्णय बताता 
है कि वेद में आदि से ही एसा ज्ञान है। उसी का प्रभाव 
संसार की समस्त संस्कृतियों पर पड़ा है, अन्य संस्कतियों 
का वंद पर नहीं । ह 


पाँचवां अध्याय 
देव-युग 

३६. देत्य असुर-प्रजापतियों में दक्ष और कश्यप प्रजापति 
बहुत प्रसिद्ध हें | दक्ष की दिति, अदिति, दनू और दनाय्‌ आदि 

कन्याञ्रों का विवाह कश्यप से हुआ । इन में दिति सब से 
ज्यष्ठा थी। उसक हिरण्यकशिपु और हिरणयाक्ष आदि 
पुत्र जन्म । इन्हों न काल्डिया, श्रथवा सुमर आदि को भअ्रपना 
निवास-स्थान बनाया । इन की सस्तान में प्रक्ताद, विरोचन 
झौर बलि बहुत प्रसिद्ध हैं । इन क पृत्र पोन्न प्र/य 
संसार पर छा गए। ये संसार के अश्रनक भागों क प्रथम 
राजा थ । देत्यों की सन्‍्तान में ही वर्तमान योरोप की अनक 
जातियाँ हैं| देत्य ही ग्रीक वाडः मय में टाइटन और उत्तरवर्ती 
योरोपीय साहित्य में ट्टलन और आगे चल कर डाइट ( >जमंन ) 
त्था डच आदि कहाए। देत्य अथवा असुर अ्रमितप्रज्ञ कहे 
गए हैं। व माया श्रर्थात्‌ साइंस में बहुत योग्य थे । 


३७. दिति की छोटी भगिनी अश्रदेति थी । उस क 
बारह पुत्र हुए। माता अभ्रदिति क कारण उनका नाम 
झ्रादित्व हुआ । पहले देत्य भी देव कहात थे । जब 
आदित्यों ने अपने भाईयों से भमि का कुछ राज्य माँगा तो 
देत्यों ने राज्य बांटना स्वीकार नहीं किया । इस पर इन्द्र, 
विष्णु आदि ने अपन को देव और उन को असुर कहना 
प्रारम्भ किया । 

३८. इस पर बहुत काल तक देवासुर संग्राम हुए । 
देवों न भारतवर्ष का वह भाग जो ब्रह्मा का था, अपने 
लिए ले लिया। यहां अ्रभी कोई राज्य नहीं था । नगर तो थे 
नहीं, थोड़े से ग्राम भ्रादि थ । 


( २० ) 


३6 देव-नदियां ओर देव-देश--स्मरण रहे कि ये देव 
पाथिव थे । वेद क आकाशी देव नहीं थ । आये लोग सदा से 
इस देव-भंद को जानते आए हैं । योरोपीय लेखकों न इस 
विषय में अ्रसमञ्जसता उत्पन्न की है। अस्तु, भारतवष में 
कभी दो बड़ी नदियाँ सरस्वती और दणषद्वती थीं । त्रता के 
आरम्भ में किसी महान भ-विप्लव के कारण सरस्वती नदी 
सूख गई । झाज इस के अवशेषमात्र ही दीखते हूेँ। कहीं- 
कहीं पुरानी नदी का दो-दो मील चौड़ा पाट अ्रब भी दिखाई 
देता है । 

सरस्वती नदी देव-नदी कहाती थी। इस के तीरों पर 
देवों ने श्रनेक यज्ञ किए थे। विभिन्न ऋषियों ने भी 
यहां लम्बी तपस्याएँ की थीं। दूसरी नदी दषद्गती भी देव 
नदी थी । इन दोनों के मध्य का देश श्री ब्रह्मा का देश 
था । इस देश को देवों ने अपने रहने योग्य कर लिया । 
इसे देव-निरमित देश कहते हें । 


४०. भारत में राज्य व्यवस्था का आरम्म--दिति और 
अदिति की एक बहन दनू थी । उस का पुत्र था विप्रचित्ति । 
इसे ग्रीक ग्रन्थों में डायोनीसियस कहा है । दानवासुर 
शब्द का अ्पश्रंश ही यह ग्रीक शब्द है। विप्रचित्ति भयद्धुर 
योद्धा था । उस ने पञजाब का एक विशेष भाग उजाड़ा। 
ऋषियों को भी कष्ट हुआ | मंगस्थनेज्ञ लिखता है कि 
डायोनी सियस ज"रदानवासुर के अनेक अनुगामी पंजाब के कई 
स्थानों में रह गए। उन्होंने ग्रपती बस्तियां यहां बसा लीं। 
मोहंज्जोदरो और हड़प्पा उन्हीं बस्तियों में से दो हैं । 
यहाँ की असुर-सभ्यता के अवशेष संवत्‌ १६९७५ और उत्तर- 
कालीन खुदाइयों में मिले हें । पर वस्तुतः असुर भी कभी 
ग्रा्यों के साथी ही थे । 


(६ २१ ) 


४१. तब्र धर्म का एक पाद लोप हो रहा था। दैत्यों का 
लोभ भारत म भी अपना रंग जमाने लगा ।॥ प्रजा लोभी 
बनने लगी । बलवान निबंलों को तंग करने लगे । तब धामिक 

गगों ने ऋषियों की सम्मति से निर्णय किया कि दण्डविधान 
लाग होना चाहिए। उस दण्ड का चलाने वाला कोई शासक 
होना चाहिए । सब की सम्मति हुई कि विवस्वान्‌ का पुत्र 
मन इस काम के लिए योग्यतम है। 


४२. विवस्वान्‌ बारह आदित्यों अ्रथवा देवों में से एक 
था । उस का पुत्र वेवस्वत मनु बहुत धर्मात्मा था । मन्‌ 
स्वायंभव मन के महान शास्त्र का विद्येषज्ञ और शासन-काय 
में समथ था । पर वह शासन का भार संभालने को उद्यत 
न था । उस ने इस काम को अस्वीकार किया । एक वार- 
दो वार । अन्त में उसे ग्रननय-विनय के सम्मख झूकना 
पड़ा । मनु भारत का प्रथम मूधाभिषिक्त राजा हुआ । उम्ी 
की सन्‍्तान मानव हुई ओर उत्तरोत्तर वृद्धि पाने लगी। 


पनु का राज्य-शासन 


४७३. मन राज्य का संचालक था । वह विधान-निर्माता 
नहीं था । विधान तो स्वायंभव मन ने भी नहीं बनाया 
था । विधान का निर्माता साक्षात्‌ ब्रह्मा था | ब्रह्मा ने वेद 
के ग्राधार पर दण्ड-विधान आदि बनाए । उस के विधान 
का व्याख्यान स्वायंभव मन ने किया। सप्तर्षि उसी 
विधान के स्पष्ट करने वाले थे। ववस्वत मन ने उन्हीं 
के उपदेश के आधार पर श्रपने ग्रन्थ की रचना की, और तद- 
नुसार ही शासन आरम्भ किया । 


दण्ड-शास्त्र अथवा राज-शास्त्र का स्वरूप 
७४, संसार मर्यादा में रहे, इस के लिए वर्णाश्चम धर्म 


( रेर ) 


का ग्रहण आवश्यक समझा गया । वर्णों में चार वर्ण 
प्रधान थ॑, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र । वर्णों के कतेंव्य 
निश्चित थे । सब को उन के बन्धन में चलना पड़ता था । 

४५. ब्राक्षए्‌--जो सब से न्‍्यून धन-धान्य संचय 
करे, वह श्रेष्ठतम ब्राह्मण था । सञ्चय से नीच वत्तियाँ 
आरम्भ होतो हें ।पर क्रुभ्भीधान्य ब्राह्मण का मान सब से 
ग्रधिक था । वह विद्या का भण्डार और रक्षक समभझा 
जाता था । वह वेद को कण्ठस्थ रख कर संसार की महती 
सेवा करता था । वेद क॑ स्वर का महत्त्व डेनिश विद्वान 
वनेर ने समझा था । क्योंकि ब्राह्मण सर्वे-ज्ञान का ५जञ्ज था 
अतः पाप-वत्ति होने पर ब्राह्मण को ही सब से अ्रधिक 
दण्ड मिलता था । ब्राह्मण सत्य का स्वरूप था। आये- 
संस्कृति का आधार सत्य है । अ्रतः ब्राह्मण अ्ननत-कथन 
से दूर रहता था । धर्मस्थ अथवा न्यायाधीश का स्थान ब्राह्मण 
के ही उपयक्‍त था । ग्राम को आग लग जाए, तो उस 
ग्राग में से ब्राह्मण का रक्षण सब से अ्रधिक अभीष्ट था, 
क्योंकि ब्राह्मण के नाश से ज्ञान का नाश संभावित था । 
आज भो संसार के मख्य राष्ट्र श्रपने वेज्ञानिक का सब से 
अधिक रक्षण करते हैं । 

दूत का काम भी प्राय: ब्राह्मण करते थे । वे अ्रवध्य 
थे ओर सत्य का सन्देश सुना सकते थे । 

ब्राह्मण पर सारी शिक्षा का भार था । यह शिक्षा राज्य 
के अ्रधीन न थी । राज्य गुरुकुलों को भूमि-दान कर देते 
थे, पर शिक्षा पर अधिकार अपना नहीं रख सकते थे 
शिक्षा ब्राह्मणों और ऋषियों के अधीन थी । 

ब्राह्मण श्रति सच्चरित था । कारण, उस का आहार 
परम सात्विक था । वह सुरा, मांस, तामसिक भोजन और 
कट-भाषण से परे रहता था । 


( *३ ) 


शालाबूक ब्राक्षए--पर जब ब्राह्मण भी उत्कोच अथवा 
लोभ-वश अधमं-प्रवृत्ति वाला, तथा अ्रधरममं-प्रवतेक हो जाता 
था, तो दण्डय होता था । ऐसे सदस्रों ब्राह्यप जो पाक- 
शाला के कुत्तों के ध_्रमान थे, देवों द्वारा मारे गए । 

४६. क्षत्रिय - राज्य-कार्य का सूत्रधार था । पिता के 
पश्चात्‌ ज्येष्ठ-पुत्र राज्याधिकारी चुना जाता था । उस के 
भी प्रभाव में उस का पुत्र अथवा उस का छोटा भाई 
राज्य सम्भालता था । पर अधामिक राजा को प्रजा सहन 
नकरती थी । 

बेन ऋषियों द्वारा दण्डित हुआ ॥। पुरुरवा भी दण्डित 

दा । सगर का पुत्र अ्रसमञ्जा भी दण्डित हुआ । अंगहीन, 
रोगी और लोभी राज्य नहीं सम्भाल सकता था। अंगहीन 
होने के कारण देवापि राजा न हुआ । 

क्षत्रिय की शिक्षा में धनुवेंद और ग्रर्थझास्त्र के अ्रध्ययन 
का प्राधान्य रहता था। मन से लेकर दाशरथि राम के 
काल तक और तत्पश्चात्‌॒ महाभारत युद्ध के काल तक 
लग-भग सब झाय॑ राजा वेद जानने वाले और सुचरित- 
त्रत वाले हुए हें । रामायण श्रौर महाभारत में बहुधा 
लिखा है--सर्वे वेदविदा। शुगः सर्व सुचरितिव्रता।। तत 
तत्थसंग में उल्लिखित राजा वेदवित्‌ थे और सुचरितता के 
ब्रतधारी थे । 

प्रजापालन क्षत्रिय का परम ध्येय था । अनेक क्षत्रियों ने 
इसी निमित्त बड़े-बड़े कष्ट सहे। राम ने निष्पाप सीता का 
परित्याग कियाह। 

राज्य के सुप्रबन्ध से दस्यु और याचनकों का 
प्राय: श्रभाव था । 

चक्रवर्ती राज्य---धम्मं-कार्य के लिये श्रेष्ठ क्षत्रिय प्राणों 


( रे४ ) 


का पण लगा देता था। कुछ पापी क्षत्रिय भी हुए थे, पर 
बहुत उत्तर-काल में । क्षत्रिय लोग सारी भारत-भूमि 
पर अपने रथ-चक्र को अव्याहत गति से चला कर अश्वमेध 
यज्ञ किया करते थे । मनु के उस काल में यज्ञों में अभी बलि 
आरम्भ न हुई थी। अ्रश्वमेघ की बड़ी महिमा मानी जाती थी। 


४७७. वेश्य---बेश्य का कतेंव्य था पशुपालन, कृषि 
ग्रौर वाणिज्य । पर ब्रह्माचयं-काल में वश्य दूसरी विद्याएँ 
भी पढ़ता था । वह धमम से व्यापार करता था । ऐसे वणिक्‌ 
जाजलि तुलाधार की कथा महाभारत में कही गई है । 

कृषि देवमात्रिकरा (>-वर्षा-जल पर आश्रित) ही न 
थी । बड़े-बड़ तड़ाक बनाए जाते थे। राजा का कतंव्य 
था कि कृषक अथवा कीनाश (+--किसान) को सुखी रखे । 
ओ्ोलों, तथा ग्रति वर्षा से खेती के नाश होने पर कृषक को 
अनुग्रह-ऋण मिलता था। इस पर सूद की मात्रा अतीव 
अल्प थी । 

सारी भूमि राष्ट्र की अथवा राजा की समभी जाती 
थी । उस का भाग आवश्यकतानुसार सब को मिलता था । 
किसान भूमि को उपज का छेठा भाग राजा के लिए 
देते थे । 

कृष्ण-व्यापार की संभावना को रोकने के लिये कड़े 
नियम लागू थे। प्रतिरूपक (नकली) वस्तुश्रों के लिये भी 
दण्ड कड़ा था । 

वेश्य गोपालन करते थे । प्रत्येक गौ द्रोणदूघा थी 
कं उस का एक काल का दूध एक द्रोण अर्थात्‌ लगभग १६ 

रथा। 


४८, श॒द्र---श॒द्र वे लोग थे, जो पढ़ाए जाने पर भी 
गधिक पढ़ नहीं सके | पर वे भी प्राय: साधारण साक्षर 


( २५ ) 


होते थे । उत्तरकाल में शद्र श्रादि जन्म से माने जाने लगे। 
श॒द्रों में अनेक शिल्पी श्रेणियाँ भी थीं। श॒द्र का आचार 
सावारणतया ग्राजफज़ल के सम्पन्न और उच्चताभिमानी 
लोगों से अ्रधिक श्रच्छा होता था । 

श॒द्र श्रेणी के लोग ही घरों में सेवक का काम करते 
थे । उन के विषय में विधान था कि गृहपति उन्हें वैसा 
ही भोजन दे जंसा वे स्वयं खाते हें । जो भेद इस सम्बन्ध 
में आ्राज दिखाई देता है, वंसा पहले न था । सेवक के सुख 
के सब प्रबन्ध गहपति पर थे । 

शद्र-सेवक सत्य बोलने वाले ओर स्वामी का कल्याण 
चाहने वाले थे । वर्तमान नौकरों के समान भूठ बोलने का 
सतत अभ्यास नहों करते थे । 


0 (ँ 

वर्णु-परिवतंन 
४७६. वर्ण-परिवतन एक साधारण वात थी । क्षत्रिय 
विश्वामित्र ब्राह्ोाण और ऋषि हो गया । ब्राह्मण इन्द्र 
क्षत्रिय हो गया । मनु-पुत्र नाभानेदिष्ठ के वंशज सब वेश्य 
हो गए । व॑ वणिकवत्ति बने। सत्ययग के आरम्भ में 
आदि का थोड़ा सा संसार ब्राह्मण ही था। शन:-शन: कर्मों 
के भंद से भिन्‍न-भिन्‍त वर्ण हो गए। परन्तु कोई आदमी 
स्वेच्छा-मात्र से वर्ण-परिव्तेन कर उच्च-वर्ण प्राप्त नहीं 
कर सकता था । उसे ऋषि-आरश्रमों, आचाये-कुलों और 
गरुकुलों आदि में पर्याप्त-वास करके प्रमाण-पत्र प्राप्त 
करना पड़ता था कि उस की मनो-वत्ति उच्चता वाली 
ही गई अग्न्यथा कड़ा दण्ड दिया जाता था । 
उत्तर-काल में राम के राज्य में एक ऐसा ही व्यक्ति स्वयं 
ब्राह्मण तपस्वी बनने चला था । उसे दण्ड मिला । राज्य- 

व्यवस्था इसी प्रकार की थी । 


( २६ ) 


आश्रम धम 
४०. वर्ण का आभ्राधार आश्रम-धर्म पर था । प्राश्रम 
चार थे । ब्रह्मवर्य, गहस्थ, वानप्रस्यथ और संन्यास । ब्राह्मण 
और गअनक क्षत्रिय समय-समय पर चारों आश्रम ग्रहण 
करते थे । वैश्य गहस्थ आ्राश्रम तक ही सीमित रहता था । पर 
ग्राचा्य के पास वास कर क, पहले ब्राह्मण बन कर पुन 
वह वानप्रस्थ और सन्थास ग्रहण कर सकता था । 


५१९. ब्रह्मच॑--ब्रह्म चय का अथ है, ब्रह्म श्रर्थात्‌ वंद 
में आचरण के लिए सज्जित होना । यह आश्रम ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वश्य-कुमारों क लिए परम आवश्यक था | इस 
के उल्लंघन पर कठोर दण्ड था । श॒द्र भी शिल्पी आचार्थों 
क पास विद्या और शित्पाभ्यास के लिए रहते थ । उन में 
से जो विद्या में अधिक रुचि दिखाएँ, व॑ अपनी प्रवत्ति क 
पग्रनसार ऊपर क वर्ण मं चले जाते थे । 


उच्चारण और भाषा की शुद्धि पर बहुत बल दिया 
जाता था | यही कारण है कि जब संसार की प्राय: जातियाँ 
म्लेच्छ अर्थात्‌ अव्यक्त, श्रस्पष्ट वाक्‌ वाली हो गई, तो 
भारतीय आये संस्कृत भाषा में शभ्रभी तक प्रवीण होता 
आया । 

तीन वर्ष की प्रत्रस्था से अथवा मण्डन वा चड़ाकम 
संस्कार के पश्चात्‌ बालक को लिपि और संख्या का ज्ञान 
कराया जाता था । आ्राठ वर्ष के पद्चात्‌ यज्ञोपवीत के 
अनन्तर बालक विद्या-कुलों में चले जाते थे । 

ब्रह्याचारी का जीवन अति सरल और शुज्भार-शन्य 
होता था । वर्तमान परिस्थितयों में वह अलौकिक भाव 
दिखाई ही नहीं देता । राजा और रडू एक स्थान पर, एक 
ग्राश्रम में बिना भेद-भाव पढ़ते थ । निरभिमानता को स्थिर 


( २७ ) 


रखने के लिए ब्रह्म वारी को कभी-कभी भिक्षा के लिए भी 
जाना पड़ता था । ब्रह्मचारी राग-रंग में भाग नहीं लेते थे । 
ब्रह्मचय-काल मे प्राप्त विनय (शिक्षण, #७/एाह ) 
जाति को मानवता क॑ उच्चनर-स्तर पर बनाए रखती थी । 
ब्रह्मचगारी क श्राठ दोष विशेष हटाए जाते थे । वे हँ-- 
अलस्य, मद, अ्ज्ञान, चपलता, गोष्ठी, स्तब्धता वा जड़ता, 
ग्रभिमान तथा स्वार्थ । आज इस प्रकार क प्रबन्ध नहीं है । 
शिक्षा के देने वाले निःस्वार्थ, त्यागी, तपस्वी, सच्चरित्र 
ब्राह्मण, श्राचार्य वा ऋषि होते थे । गुरु-शिष्य का सम्बन्ध 
आदशे-सम्बन्ध था । विनम्रता विद्यार्थी का एक भूषण 
था । सत्य-भाषण का स्वभाव गुरुकल में ही पकक्‍क़ा होता 
था । सन्ध्या, अ्ग्निहोत्र का नियम सदा रहता था । 
इन्द्रदेव भौर विरोचन असुर कद्यप प्रजापति के पास 
विद्या-अध्ययन करते रहे । विरोवन ३६ वर्ष और इृद्र १०१ 
वर्ष पढ़ा । उन दिनों झायु लम्बी थी । विदश्वामित्र इन्द्र 
के पास पढ़ता रहा । इन्द्र आचार्य बहस्पति के पास 
पढ़ा । 
ब्रह्मचय का काल सामान्य रूप से २४ से ४८ वर्ष तक 
का था । 

४२. गृदप्थ + यह दूसरा ग्राश्नम था । विद्याध्ययन 
की समाप्ति प स्नातक गृहाश्रम में प्रवेश करते थे । गअ्रनेक 
यति ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण कर लेते थे । गहस्थ 
आश्रम की बहुत महिमा मानी जाती थी । गृहस्थ के ऊपर 
ही ब्रह्मचारी के पालन-पोषण का भार था । गहणी प्रतीक्षा 
में रहतो थी कि कोई ब्रह्मचारी भिक्षा ले जाये और घर 
का अन्न पवित्र हो । 

५३. कोई गृहस्थ अकेला नहीं खाता था । उस के 
सामने वेद का उपदेश सदा रहता था-- 


( रे८ ) 


केवलाधी मवति केवलादी--कंवल पाप खाता है जो श्रकेला 
खाता है। इसी प्रकार अन्य बातों में भी गहस्थ दान-शील 
थ । स्वाध्याय क समान दान भी जीवन का एक 
अज्भ था । 

४४. घरों में कलह का अभाव था । जब नारियाँ ही 
कलह न करती थीं, तो मन॒ष्यों न कलह क्‍या करनी थी । 
कलह क कारण ही देत्य, देव से असुर हो गए । गहस्थ 
देवियाँ भूषण भ्रादिको से सुशोभित रहती थीं । यद्धों में 
हतयतियों वाली नारियों के अतिरिक्त कोई दूसरी विधवा न 
थीं । सामान्य रूप से एक पुरुष करी एक ही पत्नी रहती थी । 
कहीं-कहीं पर एक पुरुष की अनेक पत्नियाँ भी थीं। पर यह 
प्रथा बहुत ही थोड़ी थी। क्षत्रियों में यत्र-तत्र एसे उदाहरण 
मिलते थे । 

संस्क्वर---आ्रार्य लोग अपने बच्चों के कई संस्कार करते 
थ । जन्म पर बालक के कान में, सत्य बोलो, धर्म पर 
आचरण करो, दी्घध देखो और परम दर की बात देखो, वचन 
कहे जाते थे । नामकरण, चड़ाकम, उपनयन और विवाह संस्कार 
प्रधान संस्कार थे। इन से संस्कृत-बालक जाति के स्तम्भ 
बनते थे । 

५१५. वानप्रस्थ--गहस्थ के परचात ब्राह्मण और क्षत्रिय 
वन का मार्ग पकड़ते थे । वह पुण्योपाजंन और तप का 
एकमात्र स्थान था । वनों में फलों के वृक्ष भरप्र रहते थ। 
साँप, सिंह, हिस्न पशुओं का भय नहीं था । वनों में ऋषियों 
के आश्रम भी होते थ । वानप्रस्थ उन का सत्संग किया 
करते थे । योग के अभ्थास का वे उचित स्थान थे । 
अति प्राचीन काल स नेमिषारण्य, ढढुत वन (वर्तेमान-देवबन्द ) 
ग्रादि ऐसे स्थान रहें हैँ । 


( २६ ) 


४६. संन्यास--ग्रन्तिम आ्राश्चम संन्यास था । संन्यास 
वही लेता था, जो वेदान्त-विज्ञान से सुनिश्चितार्थ होता था 
तथा जो परम यति और शद्ध सत्त्व हो जाता था। ये संन्‍्यासी 
लोग भिक्ष भी कहाते थ । उन की वत्ति भिक्षा-वत्ति 
होती थी । 


४७. निवृत्ति मार्गं---ये लोग निवत्ति मार्ग के संप्रदाय 
में मिल जाते थे । उन का मन संसार के प्रलोभनों से 
उपराम रहता था । सनक, सनन्दन, सनत्‌ सुजात्‌, सनत्कुमार, 
भ्रासुरि आ्रादि लोग इसी मार्ग के महात्मा थे । उन की 
जीवन-स्वच्छुता का स्तर ग्रत्यन्त ऊंचा था। वे नीरजस्तम 
थे । उन को विद्या स्वयं उद्धासित होती थी । 


तत्कालीन संस्कृति के प्रधान अड्भ 


४८. जो कुछ ऊपर लिखा गया है, तदनुसार आ्राय 
संस्कृति का प्रधान अद्भ वर्ण, आश्रम मर्यादा, स्वाध्याय, 
कतंव्य-पालन, सत्यता, गो-ब्राह्मणग सेवा और दान आदि थे । 


छेठा अध्याय 


देवयुग की विशेष देन 


५६. धातु आविष्कार-- वेद-ज्ञान की कृपा से देवों 
और मानवों को सोने झ्रादि का ज्ञान तो था, पर ये धातुएँ 
पूरी काम में न लाई जाती थीं । देवासुर संग्रामों में 
अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग आवश्यक हो गया । सोने, चाँदी, 
ताम्र, लोहा आदि धातुझ्नों की कानें खोजी गई । इन का 
व्यवहार आरम्भ हो गया । युद्ध के लिए कवच भी बनने 
लगे । तलवार भी बना ली गई । तलवार का अपना 
इतिहास है। 

असि-निर्माश--देवासुर संग्रामों के समय भगवान्‌ 
ब्रह्मा ने असि का आविष्कार देवाधिदेव रुद्र को दिया । 
रुद्र से ही विष्णु को खड्भ मिला । तत्पदचात्‌ इन्द्र और 
कालान्तर में वेवस्वत मनु को तलवार की सम्पूर्ण-विद्या 
प्राप्त हुई । 

६०. विश्वकर्पा--धातु-प्रा विष्कार के अ्रनन्तर ही शिल्प- 
कर्म सम्भव हुए। देवों का महान्‌ शिल्पी विश्वकर्मा था । वह 
पृथ्वी भर का प्रथम शिल्पी था | उसी के उपदेश से नगर, 
पुर, खेट, ग्राम और पत्तन आदि बने । विशाल पथ भी उसी ने 
बनवाए । नहरों, तड़ाकों और पाथस-शास्त्रों (>-जलझास्‍्त्रों) 
का वह प्रथम उपदेष्टा था । 

आभूषणों का आविष्कार भी इसी महापृरुष का है । 
विश्वकर्मा-रचित श्रनंक शास्त्र भ्रब भी उपलब्ध होते हैं । 
यद्यपि इन में पाठ-अ्रष्टता बहुत है, तथापि थे बहुत उपयोगी 
हैं । विशाल भवनों, पक्की ई टों, और चक्र-यन्त्रों (>पहियों) 
का पहला निर्माता विश्वकर्मा ही था । 


( ३१ ) 


६१. देवगुरु बृहस्पात--- राजनीति के जिस महान्‌ 
शास्त्र का उपदेश भगवान्‌ ब्रह्मा ने दिया था, उसे विशालाक्ष 
शिव ने संक्षिप्त किया । उसी का आंत संक्षेप बृहस्पति ने 
किया । यह शास्त्र बाहस्पत्य शास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
इस के इलोक यत्र-तत्र उद्धत श्राज भी मिलते हें । 

धन के सदुपयोग के विषय में बहस्पति का मत देखने 
गग्य है । बृहस्पति का कथन है कि सभाएँ (व्याख्यानाथ बड़े- 
बड़े भवन) बनवाने, प्याऊ लगवाने, अग्निहोत्र वा देवमू्तियों 
क स्थान निर्माण कराने, तड़ाक, आराम (बाग) बनवाने और 
इन के जीर्णोद्धार कराने तथा भ्रनाथ और दररिद्रों क कपड़े-लत्ते 
श्रौर खाने-पीने के प्रबन्ध का भार समर्थ, धनवान लोगों पर 
है । यदि कोई धनी इस विषय में आना-कानी करे, तो सव॑स्व- 
हरण ही उस का दण्ड है । राजा एसा करके उसे पुर अथवा 
राज्य से निर्वासित कर दें । इसी नियम की ध्वनि महाभारत, 
शान्तिपव अध्याय १६३ में दिखाई पड़ती है । मन्‌ का भी 
यही उपदेश है कि असाध लोगों के पास धन नहीं रहना 
चाहिये । बहस्पति क॑ इस उपदेश का पालन उस काल में 
पूरा होता था। इस प्रकार के दण्ड के भय से प्रजाएं धम- 
मार्ग पर स्थिर रहती थीं । 

६२. इन्द्र का बहु-शास्न रचन--देवासुर संग्रामों के 
पश्चात्‌ जब जीवन शान्ति का हो गया नो इन्द्र ने सोचा कि 
स्वाध्याय के अभाव में वह बहुत विद्याएँ भूल गया है। वह 
अपने शिष्य विश्वामित्र के पास पहुँचा | उस से उस ने विद्याभ्रों 
का अभ्यास किया । तब से इन्द्र का गोत्र विश्वामित्र का 
गोत्र हो गया । इन्द्र कौशिक बन गया । 

अब इन्द्र ने अनेक शास्त्र रचे। छुन्द शास्त्र, आयवेंद 
शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तु शास्त्र आदि इन्द्र 
ने रचे | भ्राइ्चयं है कि बड़े-बड़े शासक इतने विद्वान हुए 


इन्द्र ब्रह्मवादी श्रर्थात्‌ मन्त्र-्रष्टा था। संसार में ध्वज का 
प्रथम प्रयोग भी इन्द्र द्वारा ही युद्ध के समय हुआ । 

६३. सनत्कुभार---भगवान्‌ सनत्कुमार देव-युग को 
भारतीय संस्कृति के विशेष पुरुष थे। उन्हें स्कन्द भी कहते 
थे | जन-परम्परा में भी इन का बड़ा मान है। सनत्कुमार 
विद्वानू, सकल-ज्ञान-ज्ञाता, स्थिर-प्रज्ञ और परम बीत-राग थे । 
नारद उन के समाप अ्रध्यात्म-ज्ञान लेने गयाथा । वें 
अ्रष्ट-सिद्धि और नव-कऋद्धि प्राप्त थे । उन की विशेषता थी, 
परम ज्ञानी और परम भकक्‍त होना । वे केवल ज्ञान और केवल 
भक्ति के विरोधी थे । उन के जीवन में दोनों बातें साथ-साथ 
चल रही थीं। 

समय आया, जब देवों पर परा-काष्ठा की विपत्ति के 
बादल छा गए। देव सेनाएँ बार-बार परास्त हो रही थीं । 
कोई मार्ग दिखाई न देता था । सब भगवान्‌ सनत्कुमार की 
दरण में पहुँचे । प्रार्थना की--महाराज ! देव सेनाओं का 
सेनापतित्व संभालो। उत्तर मिला । एक वीतराग व्यक्ति क्‍या 
कर सकता है । देवों ने प्रार्थना दोहराई । कतंव्य प्रधान 
हुआ । योग का क्षेत्र कुछ काल के लिए त्यागा गया। 
निवृत्ति-मार्ग छोड़ा गया। योगज-शक्ति सं भगवान्‌ सनत्कुमार 
ने युद्ध-विद्या साक्षात्‌ की । श्रब स्कन्द कार्तिकेय युद्ध-भूमि 
पर विचरने लगें । ईरान के पव॑तों पर उन की ध्वजा लहराने 
लगी । इन्द्र और विष्णु प्रसन्‍न हुए । सनत्कुमार ने अ्भूत-पूर्व 
युद्ध किए । आसुरी-सेनाएँ सारे अयन (मोर्चे) छोड़ती हुई 
पीछे हटीं । योगी ने अपना काम पूरा कर दिया । 

देश के लिए, संतप्त-मानव के लिए, धर्म के उच्छेद को 
रोकने के लिए भगवान्‌ सनत्कुमार ने सब कुछ छोड़ा । उन्हीं 
की छूटा गुरु समर्थ रामदास और बन्‍्दा-बरागी में पाई 
जाती है । 


क्‍ ( ३३ ) 


६४. नारद---दीघेजीवी नारद देवषि कहाते थे। भगवान्‌ 
सनत्कुमार से उन्हों ने आत्म-ज्ञान प्राप्त किया । श्रथशास्त्र 
धर्मशास्त्र, संगीत शास्त्र श्रादि वे पहले से जानते थे। इति- 
हास और पुराण के वे अपार पण्डित थे। वे संसार के सब से 
बड़े पयेटक हुए हें । धर्मशास्त्र के व्यवहार-प्रकरण के वे 
निपुणतम आचार्य थे। उन्हों न नारद-स्मति नाम का जो 
ग्रन्थ रचा उस में व्यवहार का विस्तृत निरूपण है | व्यवहार 
क अठा रह स्थान मान गए हें । आ्राय॑ राज्यों में न्‍्याय के करन 
में इन्हीं के विधान का आश्रय लिया जाता था । 

अ्नक योरोपीय लेखकों न नारद-स्मति का काल ईसा 
की चौथी शरती माना है । यह सर्वथा अ्रयक्त है। नारद का 
धर्मशास्त्र भारत-युद्ध से सहस््रों वष पूर्व विद्यमान था । जमेनी 
के डाक्टर जोहेन्स मायर ने लिखा है कि यह धमंशास्त्र कौटिल्य 
क अर्थशास्त्र से बहुत पहल का है। ओरों की अपक्षा उन का 
मत सत्य क कुछ समीप है । 

नारद का एक नाम पिशुन था । यह नाम सकारण 
हुआ । नारद ने एक अर्थशास्त्र की रचना की थी। उस में 
भेद-तीति पर अ्रधिक बल था । भेद में पिशुनता अथवा 
चगली बहुत सहायक होती है । इस लिए नारद का नाम 
पिशन हुआ । नारद की राजनीति का एक अच्छा विवरण 
रामायण और महाभारत में मिलता है। 

नारद का मत था कि राजाओं को भाड़ सकने वाले 
व्यक्ति भी होने चाहिएँ | इस के बिना राजा भलें करते 
हैं श्लौर उद्ण्ड हो जाते हैं । नारद की शिक्षा का भारत की 
राजनीति पर सहस्रों वर्ष प्रभाव रहा है । 

६४. कवि उशना शुक्राचायं---मर्हषि भगू का पत्र 
उदशना था। पिता की कृपा से वह असाधारण विद्वान हो 


( डरे४ ) 


गया । वह साक्षात॒क्ृतधर्मा ऋषि हुआ । उसने बृहस्पति के 
अर्थशास्त्र का संक्षेप करक एक महान्‌ अ्रथंशास्त्र रचा । 
उस शास्त्र क॑ इलोक महाभारत श्रादि ग्रन्थों में श्राज भी 
मिलते हैं । उस ग्रन्थ के आधार पर गुप्त-काल में शक्र- 
नीतिसार बना । 

शक्राचार्य देत्यों अर्थात्‌ असुरों का पुरोहित था । ईरान 
तातार, मेस्तोपोटेमियाँ के सब राजा उस का बहुत झ्रादर-मान 
करते थे। वह अनेक ग्राथवंण सृूकतों का द्रष्टा था । इसी 
कारण वह महान्‌ मिषक्‌ भी था | देवों ने अनेक बार उसे अपने 
पक्ष में करने का यत्न किया । पर चरित्रवान ऋषि ने माना 
नहीं । उस का प्रभाव दूर-दूर तक था। भारत की सस्क्रात 
पर मी उस के अनेक विचारों की छाप है । च्यवन आदि 
अनेक भारतोय ऋषि उसक सम्बन्धी थे । 

भग और अज्िरा ऋषि इतिहास-विद्या के बड़े श्रेष्ठ 
ज्ञाता थे । उदशना भागव था, वाल्मीकी भागेव था । उदशना 
की शिक्षा के कारण योरोपीय जातियों में इतिहास-विद्या की 
परम्परा बनी हुई है । 


सातवाँ अध्याय 
त्रेता-आरम्म 
मानवों का विस्तार 


६६. नगर-निर्माश--आरदिराजा मनु ने अपनी राज- 
धानी अ्रयोध्या स्थिर की । पहले श्रयोध्या नगरी नहीं 
थी । इस का निर्माण मन ने यत्न-पू्वंक स्वयं किया । 
सरय के तीर पर कोसल देश में यह सुन्दर नगरी बनाई 
गई । १२ योजन (१५ मील) लम्बी और तीन योजन 
विस्तीर्ण वा चौड़ी थी। पुराने नगर प्रायः नदियों के तटों 
पर थे । नदियों के जल-माग द्वारा व्यापार और यातायात 
सरल समभा जाता था । 

अयोध्या पुरी के प्राकार में बड़-बड़े द्वार और कई 
स्थानों पर दुर्ग बने थे । सेना क रहने का सुप्रबन्ध था । 
पथ, राजपथ और महापथ सुविभक्‍त थे। 

६६. मन से मानवों की संस्कृति का आरम्भ होता 
है । मन के पुत्रों और कन्या क वंश में सारा भारत बट 
गया । गान्धार और उस से परे ईरान तक भारत की 
सीमाएँ थीं । मन्‌ के पुत्र सू्य-वंश के कहाए और कन्या-वंश 
का नाम सोम वा चान्द्र-वंश हुआ । इन दोनों वंशों में महा- 
प्रतापी राजा, राजषि और ब्रह्मषि हुए हें । इन्हीं क्षत्रिय 
कुलों के अनेक लोग तेजस्वी ब्राह्मण बन गए । वर्णाश्रम 
मर्यादा का सुचारु पालन इन्हीं वंशों के कारण हुआ । 

इन वंशों के पहले दिनों के राजा बहुधा देवों की 
सहायता के लिए जाया करते थे । पुरूरवा, ककुत्स्थ आदि 
की सहायता इतिहास में प्रसिद्ध है । देवों से इन का सम्बन्ध 
भी था। देव मनु के चाचा वा ताया ही थे । इसी कारण 


( हरै६ 9 


_ मानव-संस्कृति का देव-संस्क्ृति से सम्बन्ध है । _ 
ग्रयोध्पया के निर्माण के उत्तरोत्त र-काल में नगर-ग्राम 
बनते गए । 


६७. पन्त्रमणडल--शासन स्थिर करने के लिए 
सब से पहले मन ने मन्त्रिमण्डल की स्थापना की । आठ 
मनन्‍्त्री चने लिए गए । ये राजकोष से वत्ति ग्रहण करने वाले 
थे। विद्याओं में पारद्भत, मन्त्र को गुप्त रखने के स्वभाव 
वाले, सहन-शील, श्रथैं-शौच के ज्ञाता, कोश-संग्रह म॑ चतुर 
दोषयक्त-पत्र में भी दण्ड-पाती, अपने राष्ट्र में रहने वाले 
वर्णों के रक्षक, श्राचार के विवेकी, परस्पर-अरविरुद्ध, निर- 
भिमान्‌, प्रिय-भाषी, देत्य-राज्यों में अपनी बुद्धि के लिए 
विख्यात और देश-भक्‍त मन्त्री चुने गए। कोई लाभी अ्रफसर 
राज-सेवा में नहीं था । 


परिषत्‌ू---तब परिषत्‌ का भी जन्म हुआ । वेद, त्क- 
शास्त्र और धमंशास्त्र जानने वाले तीन सदाचारी, विद्वानों 
की परिषत्‌ चुनी गई । धर्म संशय-निर्णय के लिए सब विषय 
इस में उपस्थित होने लगे । परिषत्‌ पर न्याय का भार 
रहता था | और न्याय पर राज्य-व्यवस्था ठीक चलती थी । 


६८. सामाजिक दशा--सत्ययुग के अन्त में अरा- 
जकता से जो भअव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, मनु के राज्य 
संभालते ही वह दर हो गई । प्रजा-संकट हट गया । 
परस्पर की हिसा दर हुई । शान्ति का साम्राज्य स्थापित 
हो गया । अ्रत्र अबलों को बलवान्‌ मारते नहीं थे । वर्ण- 
संकरता दूर हुई। भोज्याभोज्य के नियम लागू हो गए । 
शील की रक्षा की स्थापना हुई । जिस शील से तीनों लोक 
जीते जाते हैं, उस के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी । उस का 
प्वरूप प्रचरित हुआ । मन, कम, वाणी से सारे भूतों 


( ३७ ) 


झद्दोह, तथा अनग्रह और दान ये शील के अंग थे । जो दूसरों 
क॑ हित में नहीं, और जिस से आत्मा स्वयं घबराए, वह कर्म 
निन्दय और शील के विपरीत था । विवाह सुब्यबस्थित 
हुआ । 

६६. विवाह-व्यवस्था - मनु ने आठ प्रकार के विवाह 
स्वीकार किए। आदि धर्म-विधान में इन्हीं का व्योरा है। 
विवाहों की यह प्रथा महाभारत-काल तक पूर्णतया मान्य 
रही । इस का विवरण निम्नलिखित है-- 


१. ब्राह्म-- विनीता, कल्याणी, वय-युकत कन्या को 
बस्त्रों आदि से यकत तथा अलडूरों से अ्लडः कृत कर के 
ब्रह्म चारी, इच्छा करने वाले, श्रुत-शीलवान्‌ सदश वर को गह 
में बला कर कन्या-दान देना ब्राह्य विवाह है । 

यह पद्धति साक्षात ब्रह्मा-प्रोकत है और झादि से इसका 
प्रचार हुआ, अ्रत: यह ब्राह्मा-विवाह है । 

२. दव--कन्या को अलडः कृत कर के यज्ञ करते हुए 
ग्रनकल वर के लिए कन्या का देना देव-विवाह है । यह प्रथा 
देत्रों में प्रचलित थी । व यज्ञ बहुत किया करते थे । उन्हीं 
यज्ञों में यक्त वर के भिलने पर त्रिवाह कर दिया 
जाता था । 

३. आपु---गोमिथन साथ दे कर वस्त्र-अलडः कृता कन्या 
को योग्य वर के लिए देना आरषं--विवाह था । 

ऋषि लोग प्राय: वनों में रहते थे । वे धन, कनक 
आदि का सञ्चय नहीं करते थे | वे तपोधन होते थे, 
ग्रथवा उन के पास गोधन रहता था । शअ्रतएवं गो-युगल 
दे कर और बस्त्रों से सुसज्जित कन्या को श्रपेंण कर के 
यह विवाह संपन्‍न होता था । 


९, प्राजापत्य--जब वर भ्रथवा उस के माता-पिता 


( रेप 92 


कन्या-कुल से प्राथंना कर के कन्या-दान लें, तब वह 
प्राजापत्य विवाह होता है । इस को प्रथा २१ प्रजापतियों में 
चलो थी । मनु भी प्रजापतियों में से एक थे, अतः यह 
प्राजापत्य विवाह कहाया । 

४. आसुर--कन्या-पक्ष वालों को तथा कन्या-निमित्त 
शक्ति-पूवंक धन दे कर कन्या का ग्रहण करना आसुर- 
विवाह था । 

अ्रसुरों अर्थात्‌ देत्यों और दानवों में यह प्रथा सत्र 
प्रचलित थी । विक्रम से ४०० वर्ष पूर्व होने वाले हैरोडोटस 
ने काल्डिया में लगभग इसी विवाह-प्रथा का उल्लेख 
किया है । 

कई आचार्यों ने इसे मानुष-विवाह भी कहा है । 
जहाँ कन्या धन से खरीदी जाए, अथवा अभ्रन्यत्र दी जाने 
वाली कन्या के घर वालों को धन दे कर अपने साथ उस 
का सम्बन्ध करा लेना आसुर अथवा मानृष-विवाह था । 


६. गान्धवे--जहां प्राप्त-यौवना कन्या और वर 
का परस्पर इच्छा से सम्बन्ध हो जाए, उसे गान्धवे-विवाह 
कहते थे । 

इस का प्रचार गन्धर्व जातियों में था । ये जातियाँ 
पंजाब क॑ उत्तर-पदिचिम में बसती थीं । भारतीय क्षत्रियों 
में भी समय-समय पर ऐसे विवाह हुए हैं । 

७. राक्षस--कन्या के सम्बन्धियों को मार कर 
चिल्लाती और रोती कन्या का अपहरण करना राक्षस- 
विवाह होता था । 

इस की प्रथा भारत के उत्तर में रहने वाली राक्षस 
जातियों में प्रचलित थी । 


८. पेशाच--कन्या की प्रतारणा कर के भ्रथवा किसी 


( रे ) 


अकेली, सोई हुई वा भअरक्षिता-कन्या को हर ले जाना 
पंशाच-विवाह था । 


इन में से पहले चार प्रशस्त माने जाते थे । कारण, वे 
झारय लोगों के अन॒कल थे । शंष चार श्रार्य-बाह्य जातियों 
में लब्ध-प्रचार थे । असुर, गन्धवे, राक्षस और पिशाचों 
की भी कई जातियाँ त्रेता के आरम्भ से भारत में बसने 
लगी थीं । इन में से असुर, राक्षस और पिशाच तो भारत- 
यद्ध में लड़े भी थे । उन में जो रीतियाँ प्रचलित हो चंकी 
थीं, ववस्वत मन ने उन को अपने भारतीय धर्म-नियम का 
अज्भ बना लिया । इस क बिना धमं-शास्त्र अधूरा रहता । 
इस लिए विवाहों की गणना आठ हो गई । 


७०. विवाह-सम्बन्ध में वज्यं-लोग--अआर्य लोग 
जानते थे कि जाति के निर्माण का आधार विवाह पर 
है । अभ्रत:ः विवाह की पवित्रता का बड़ा ध्यान रखा 
जाता था । जो रोग माता-पिता से सन्‍्तति में जाते हैं, 
उन रोगों से पीड़ित व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते थे। 
यथा--श्रश॑ ओर कुष्ठ के रोगी । एक मनष्य अ्रथवा 
स्‍त्री का अविवाहित रहना अ्रच्छा समझा जाता था, पर 
अगली पीढ़ी में अनेक रोगी लोगों का जन्म हेंय समभा 
जाता था । इसी प्रकार पागल अ्रथवा अ्रधे-पागल लोगों का 
विवाह वर्जित था । 

एक आदचर्य-कर नियम और भी था । जो माता-पिता 
अपने पत्र वा पत्री का दोष बताए बिना विवाह कर देते थे, 
झ्ौर विवाह के अ्रनन्तर उस दोष के कारण दम्पति में कलह 
का चक्र चलने लग पड़ता था, तो राज्य के न्यायालय से 
ह न बता कर विवाह करने वाले माता-पिता दोनों दण्डित 
होते थे । 


( ४० 9 


' विवाह-मोक्ष प्रार्यों में प्रचलित नहीं था । अग्नि-पू्वंक 
हुए विवाहों में मोक्ष नहीं होता । शुद्रों और भअ्रसुरों आदि के 
विवाहों में ऐसा नियम न था । धमं-शास्त्र के आचार्यों ने 
ग्रासुर-विवाहों में मोक्ष को छूट दी है । 

उस काल के परिवार अधिकांश स्वगें का दृश्य उप- 
स्थित करते थे । घर नरक न था । कतंव्य का जीवन 
प्रधान था । अधिकार की रट न थी । जो कतंव्य ऋषियों ने 
निश्चित कर दिए थे. उनका पालन सब शिरोधाये करते थे । 

दरिद्रता का चिह्न-चक्र न था । नारियाँ आभषण- 
यक्‍ता थीं । कंजसों का अ्रभाव था । 


७१. अभियोगों (सुकदमों) का अभाव--दण्ड कठोर 
होने के कारण पाप-वत्ति न्‍्यून थी । अभियोग शन्य के 
तुल्य थे । इससे पता चलता है कि पुराना समाज पर्थाप्त 
सुखी था । वस्तुतः कठोर दण्ड ही प्रजा को धर्म-मार्ग पर 
चलाता है । 

७२. आर्थिक भ्थिति--म॒द्रा का प्रचार आरम्भ हो 
गया था । म॒द्राओ्ों पर आये राजाओं के नाम के अंक थे । 
ऐसे अंक अभी पढ़े नहीं जा सके । जब इन का रहस्य 
खुलेगा, तो इतिहरस का एक नया पत्रा उलटा जाएगा । 

मद्राओं के लिए सोना, चानदी और ताम्र आदि प्रयक्‍त 
होते थे । राजकोष भरे रहते थे । राजपरुषों को भति समय पर 
मिलती थी । व्यापारी लोग भी भति सदा समय पर देते 
थे । प्रजा समद्ध थी । बेंद की प्राथनाएँ--हम धनों के 
स्वामी हों, प्रत्यक्ष में सिद्ध देखी जाती थीं। 

प्राप्त-यौोवना नारियाँ विवाह करती थीं । ऋग्वेद का 
उपदेश है कि वह नारी जनों में से स्वयं अपने मित्र 
अर्थात्‌ पति का वरण कर । 


( ४१ ) 


७३. व्यापार--अश्रार्य व्यापारी भारत में ही व्यापार 

करते थे । वे बड़े बड़े जलयानों में बेंठ कर दूर देशों 

तक जाते थे । विदेशी लोग भी व्यापारार्थ भारत में 
श्राते थे । 


रथकार, लोहकार, सुवर्णकार, तरखान, मूर्तिकला-विश- 
षज्ञ, चित्रकार, जुलाहे आदि अपने काम में चतुर थे । इनकी 
कला क नमूने दूर देशों तक जाते थ । 


तुला और बाटों पर नियन्त्रण रहता था । इनमें कूट 
करने वाले दण्डित होते थे । 

७४. दर्श, पूणिमा तथा पव के दिनों पर छुट्री रहती 
थी । भति का सब काम सौर-मास के अनुसार चलता था । 
यज्ञ भ्रादि अन्य कामों में चान्द्र-पास का प्रयोग होता था । 


७४. क्रषि-..क्षि की अ्रवस्था बहुत श्रच्छी थी । पश और 
धान्य की समृद्धि सवेनत्र दिखाई देती थी । दुभिक्ष रोकने 
के उपाय, नहरें और तड़ाग आदि, राज्य की श्रोर से सुनि- 
यन्त्रित रहते थे । उद्यान और आराम आदि सवेत्र फंले 
हुए थ । कृष्विल पुष्ट थ । कृषरि-तन्त्र बन गये थे । 


तत्कालीन दाशनिक विचार 


७६. कपिल---कतयुग क॑ अन्त और त्रेता के आरम्भ में 
कपिल मुनि हुए हैं । योरोपीय लेखक इन्हें मिथिकल (कल्पित ) 
व्यक्ति कहते हैं । उनका कथन सव्वथा निः:सार है। कपिल 
सदुश महान्‌ वंज्ञानिक और परम तत्त्वदर्शी महापुरुष के 
जन्म से भारत-भमि को गौरव है। 

कपिल ने प्रक्ृृति और पुरुष के ज्ञान का उपदंश दिया । 
प्रकृति के सम्पूर्ण परिणामों का अत्यन्त वैज्ञानिक निरूपण 
कपिल ने किया है । 


( ४२ ) 


पुरुष की सत्ता से साम्यावस्था प्रकृति में क्षोभम आया। 
रजोगृुण प्रधान हुआ । इस विषमता से महान्‌ उत्पन्न 
हुआ । महान्‌ से अ्रहंकार की सुष्टि हुई । यह श्रहंकार ही 
है, जिसके अस्तित्व के कारण प्रत्येक जीब अपने को दूसरे 
से पथक समभता है। कीट-पतंग, पशु-पक्षी सब इसी अहं- 
कार के झाश्रय काम कर रहें हैं। अहंकार से भतों की 
मात्राएँ वा गृण उत्पन्न हुए । उनसे पृथिवी, अप, वायु, तेज 
और आकाश, पंचमहामभूत उत्पन्न हुए। पर पृथिवी को वर्तमान 
पृथिवी और झप को जल समभना महती भूल है | महाभूत बहुत 
पहली अवस्था है। शने: शने: महदण्ड बना और सूर्य, चन्द्र, 
पृथिवी बने ।फिर पथिवी पर मनृष्य झ्रादि उत्पन्न हुए 

जिस प्रकार सृष्टि बन। थी, उसी प्रकार इस कालय 
होगा । सरये की अ्रग्नि बहुत बढ़ेगी । उस महान्‌ ताप से 
पृथिवी पर सब प्राणियों का नाश हो जायगा । फिर पृथिवी 
पिघल कर आर्द्री-रूपी होकर जल में लीन हो जाएगी । 
जल आप: का रूप धारण करंग । वे आप: वायु में लीन 
हो जायेंगी । वायू आकाश में और ग्राकाश अपनी मात्रा में । 

अमरीका के एक विद्वान्‌ राईडर का कहना है कि संसार 
में इससे बढ़ कर सनन्‍्तोषजनक वर्णन आज तक नहीं हुआ । 

सांख्य का सिद्धान्त वेद-मन्त्रों पर आाश्चित है। वेद के 
ज्ञान से ही कपिल अपने शास्त्र का$ निर्माण कर पाया । 
ही ज्ञान सब योगियों को अभिमत हुआ है । इसीलिए 
श्रीकृष्ण ने कहा था कि बालक ही सांख्य श्र योग को 
पृथक्‌ मानते हें । वस्तुतः सांख्य और योग एक ही 
विद्या है । 

सांख्य का ज्ञान ही भगवदगीता में वणित है । उपनिषदों 
में भो इसी ज्ञान का प्राधान्य है । बौद्धों के कभी अ्रठारह 
प्रम्प्रदाय थे । उनका आधार भी सांख्य-ज्ञान था । 


( ४२३ ) 


कपिल म॒नि ने महती-कृपा से यह अ्रद्भत मोक्ष-प्रद-ज्ञान 
अपने शिष्य आसुरि को दिया । कपिल का शास्त्र बड़ा 
विस्तृत था । इस भास्त्र का उत्तरोत्तर-संक्षेप यथा-स्थान 
लिखा जाएगा 

७७, कपमात्र में अधिकार, फल में नहीं-- गीता का 
यह उपदेश पहले विवस्वान्‌ को मिला । उसने अपने पुत्र मन्‌ 
को दिया । मन इस ज्ञान पर आचरण करता था । मन के 
कारण प्रजाओ्रों में भी यही आदश काम करता था। यथा 
राजा तथा प्रजा । इसक फलस्वरूप प्रजाएँ बहुत सुखी थीं । 
भारत में लोलपता, धरय-हीनता का प्राय: अभाव था । स्वाथ 
बहुत न्यून था । कतेंव्य का ध्यान सब में सर्वापरि थ। । पुरुषाथ 
क॑ साथ सन्तोष भी पूरा था। सभ्यता का अत्यन्त उच्च 
दृश्य था । 

७८ बचन्द्र-वंश-पअत्रिवंश में चन्द्र अथवा सोम नाम के 
एक प्रतापी महापुरुष थे | उनका पुत्र सौमायन बुध था । उसकी 
पत्नी मन की कन्या इला थी । उसका वंश ऐल-वबंश कहाया । 
इसी वंश का दूसरा नाम चान्द्र-वंश था। बुध को राजपुत्र 
भी कहते थे। आ राय संस्कृति के लिए इस वंश के बहुत 
उपकार हे । बंध ने दो महान्‌ शास्त्र रचे | एक था हस्ति- 
शास्त्र और दूसरा राजश्ञास्त्र | यह हस्तिशास्त्र ब्रह्मा जी क 
उपदेश के आधार पर था। इस शास्त्र के सेंकड़ों इलोक 
उद्धृत-रूप में श्रब भी उपलब्ध हें। भारत में सहस्नों वर्षों तक 
हस्ति-विद्या जानने वालों का इन से काम पड़ा है । 

बुध अथवा राजपुत्र का राजशास्त्र भी बहुत प्रसिद्ध 
रहा है। 

चान्द्र-वंश भारत के उत्तर-परद्चिम में फला हुआ था। 
श्रतः देवों, श्रायों और असुरों में बहुधा मेल-मिलाप का 
काम इसी वंश का रहा है । 


आठवाँ अध्याय 
त्रता के अन्त तक 


७६. ज्ञान की महिपा---मन्‌ और बध से महाराज 
दशरथ तक त्रेता का काल चलता रहा । समय के ह्वास से 
मानव-बद्धि, मान३-श्राय और मानव-सौंन्दर्य में काम तो 
अवश्य हुआ, पर प्रथाएं लग-भग प्ववत्‌ ही रहीं । एक 
बार कई वर्ष तक भारी अनावष्टि हुई । ऋषि लोग 
आहार की खोज में दूर-दूर पर्वतों की ओर चले गए। स्वा- 
ध्याय श्रर्थात्‌ वेद-पाठ म विच्छद हो गया । अ्रनावृष्टि और 
दुभिक्ष की समाप्ति पर जब,ब ऋषि पुनः अपने-अपने स्थानों 
को लौटे, तो उहों ने अ्रनुभव किया कि वेद उन्हें बहुत 
सा भूल, है । परस्पर विचार के अ्रनन्तर निर्णय हुआ कि 
सरस्वती-तोर-वासो सारस्वत ऋषि अभ्रथवा शिश्‌ आज्भिरस 
कवि के पास चलना चाहिए । उन का स्वाध्याय नष्ट 
नहीं हुग्रा । 

जब सब ऋषि अ्रध्ययनाथ उनके समीप पहुँच तो 
सारस्वत बोला । ठीक है, आओ पत्रो, पढ़ो । आने वालों 
में से अनेक बहुत बृद्ध थे । व सोचन लग । यह सारस्वत 
हमे पुत्रक्र कहता है । इस कुतूृहल को मिटाना भी 
क॒र्तेग्य हुआ । तब निर्णय हुआ कि न वर्षों से अर्थात्‌ वय 
के अधिक हाने से, न केशों के रवेत होने से, न धन से 
ओर न बन्धग्नों से मनुष्य बड़ा होता है, जो ग्रनचान शर्थात्‌ 
परम विद्वान है, वही वृद्ध और बडा है। तब सब ऋषि 
सन्‍्तोष-पृवक सारस्वत से पढ़ने लगे । 


ग्रार्य संस्कृति में सदाचारी और ज्ञानवान परुष की सदा 
प्रतिष्ठा रही है । 


( ४५ ) 


८०, त्रेता के दीर्घ-काल में यज्ञों का बहुत प्रचार रहा । 
सत्ययुग में ज्ञान का प्राधान्य था | त्रेता में यज्ञ-प्रधान 
हुए । पहले यज्ञाग्नि एक ही था। उसी में अग्निहोन्र 
ग्रादि होते थे। त्रेता के आरम्भ में महाराज पुरुरवा ने 
यज्ञाग्नि का तीन में विभाग कर दिया । गाहँपत्य, आहव- 
नीय ओर दक्षिणा-श्रग्नि । दर्शपौ्णमास से ले कर अश्वमेध 
पयेन्त यज्ञों के विधि-ग्रन्थ बने । ब्राह्मण ग्रन्थों श्रर्थात्‌ 
ब्रह्म अ्रथवा वेद के व्याख्यान-पग्रन्थों का प्रचार बढ़ा । वे ब्राह्मण 
ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं हें । पर उपलब्ध ब्राह्मण 
ग्रन्थों में उन में से कई एक के नाम मिलते हें। यथा-- 

(१) इन्द्र के दिए ब्राह्मण । (२) उपप्तद्‌ ब्राह्मण । 
(३) दिवाकीत्य ब्राह्मण । (४) धिष्ण्य ब्राह्मण । (५) 
वाजश्रवस्त ब्राह्मण । (६) हिरण्य ब्राह्मण, इत्यादि-- 
वतंमान ब्राह्मण ग्रन्थों में इन के श्रतिरिक्त पुरातन ब्राह्मणों 
क शतश:ः वचन उद्धत हैं । 

यज्ञ क्यों होते थे ? यज्ञ, आये-जीवन का अज्भ तथा भार- 
तीय संस्कृति का एक प्रधान अज्भ थे, अतः उन के विषय 
में कुछ विवेचन अत्यन्त आवश्यक है। पहले हम समभा 
करते थे कि यज्ञ एक वथा कमंकाण्ड है। कमंकाण्ड 
का जटिल विस्तार, अथ्थेहीन-विस्तार न जाने, व्यों चल 
पड़ा । पर पेंतीस वष अध्ययन के पश्चात्‌ हमें प्रकाश मिला । 
यज्ञों में सृष्टि-उत्पत्ति के विभिन्‍न अज्भों का इतिहास और 
चित्रण है । उन के अविकल ज्ञान से मोक्ष मिलता है, ऐसा 
वेदिक्रों का अटट-विश्वास था । यह बात हमारी समभ 
में आई । सत्य भी है कि यज्ञों द्वारा सष्टि-उत्पत्ति का शत्यन्त 
स्पष्ट-ज्ञान प्राप्त होता है । यज्ञ के एक प्रकरण में सिक्ता 
ब्न्रेतें का वेदि के समीप रखना विहित है। इस लिए 
कि यज्ञ में पृथिवी के ठोस होने का प्रकरण है। शिथिल 


( ४६ ) 


पृथिवी में जब रेत-कण बने, तभी पृथिवी ठोस होने 
लगी । उस घटना के स्पष्ट-ज्ञान के लिए याज्ञिक वहाँ रेत 
रखता है । जिस प्रकार विज्ञान की प्रयोग-शाला में सब कम 
प्रत्यक्ष देखा जाता है, उसी प्रक्रार यज्ञ की क्रिया में सृष्टि- 
उत्पत्ति की अनेक अवस्थाएं प्रत्यक्ष देखी जाती हैं । 

यज्ञों में मॉंस--त्रेता के मध्य में यज्ञों में मांस-बलि 
आरम्भ हो गई । इतिहास इस का पता देता है । अनेक 
ऋषि इस के विरुद्ध थे । पहले युगों में पशु बेदियों के 
समीप बाँधे जाते थे | वे आकाशी घटनाओं को दशाते थे । 
अ्रब कुछ पतन का काल आया । मांस-प्रिय राजाओं ने 
अधिकार पकड़ा । उन पशुओं की बलि दी जाने लगी। 
इस बलि का प्रभाव सारे संसार पर पड़ा । यहूदी, ईसाई 
गौर इस्लामी मतों में बलि के अभ्रवशेष उसी काल के 
विचारों की देन हैं । अ्रस्तु | भारत में क्षत्रियों में यज्ञ- 
बलि के अवशेष-मांस का भक्षण आरम्भ हो गया । पर 
जनक आ॥आरादि राजा मांस न खाने वाले निवृत्ति-मार्ग के थे । 
उन्हों ने स्कन्‍्द, विष्णु आदि की मर्यादा स्थिर रखी थी । 
स्कन्‍द और विष्णु संसार भर के सेनापतियों में प्रमुख 
हुए हैं | इन्हीं के मार्ग पर कई क्षत्रिय त्रेता में भी 
चलते रहे । 


८१. राजनीतिक स्थिति में परिवतेन--मन्‌ भारत का 
एकमात्र राजा था। उस के परचात्‌ राज्य अनेक भागों में, 
अर्थात्‌ एक राजा के अनेक पुत्रों में बँटता गया। तब चत्रवर्ती 
राजा बनने लगे । जिस राजा के रथ का चक्र अव्याहत 
गति से सारो भारत भूमि पर घूम जाता था, वह चन्रवर्ती 
माना जाता था । उसे सब बड़ा मानते थे । उसे कर देते 
थे । समय पड़ने पर उस की राजसभा में उपस्थित होते थे । 


([ ४७ ) 


उसके ग्रश्वमेंध आदि यज्ञों में भी उपस्थित होते थे । 

८२, अस्त्र-वस्तार--देवासुर-संग्राम से लेकर इस समय 
तक अनेक युद्ध हो च्॒क थे । वे यद्ध भ्रब सरल प्रकार के 
यद्ध नहीं रह थे । उन म॑ दिव्य अस्त्रों का प्रयोग होने लग 
पड़ा था। यह दिव्यास्त्र ऋष्यों की देन थे । अस्त्रों 
कुछ एक के नाम ये हे-- 

आग्नेय, वायव्य, वारुण, जम्भक आदि अस्त्र । दाशरथि 
राम के पास जम्भकास्त्र था । इस का प्रभाव था, सहस्रों 
लाखों सेनाओं को बाँध देना । कोई सेनिक हिल सकते 
के योग्य नहीं रहता था । आग्नेयास्त्र के प्रभाव से आकाश 
का अग्नि तत्त्व स्थल रूप धारण कर चारों ओर अग्नि 
ज्वालाएँ उत्पन्न कर देता था । महा राज सगर ने इसी आग्नेयास्त्र 
के प्रभाव से अपने शत्रुओं को परास्त किया था । शअस्त्रों 
का आ्राविष्कार ऋषियों की सूक्ष्म-बुद्धि और उनके वेज्ञानिक 
होने का द्योतक है । 


अस्त्र-प्रयोग में एक बात प्रधान थी । वह थी अस्त्रों के 
संहार की । अन्‍्तर्राष्ट्रिय नियमों के अनुसार कोई महारथी 
ऐसा अस्त्र नहीं चला सकता था, जिस का वह संहार न कर 
सके | अ्रत: अस्त्रों से जन-साधारण की अ्रपरिमित हानि 
नहीं हो सकती थी | अस्त्र सिखाए भी उन्हें ही जाते थे, 
जो धर्मात्मा, ब्रह्मचर्यनियम का पालन करने वाले और 
सच्चरित तथा तेजस्वी होते थे। 

८३. चक्रवर्ती काल--भारतीय इतिहास में त्रेता के 
मध्य से कुछ पूृवं एक ऐसा काल आया जब बल को तुला 
कुछ-कुछ काल के पदचात्‌ हिली, और शक्ति का केन्द्र बदलता 
गया । पहले शक्ति यादव-कुल में एकत्र हुई । महाराजा 
शशबिन्दु चक्रवर्ती हुए । 


उनके राज में एक विशेष नियम स्थिर हो गया । 
शशबिन्दु और उस के वंश में एक ही क्षत्रपति बनने 
लगा । उस के कनिष्ठ भ्राता उसके अनुजीवी होते थे । राज्य 
छोटे मण्डलों में बाँध नहीं गया । इस से एक लाभ हुआ । 
शशबिन्दु के कुल की शक्ति पर्याप्त स्थिर रही । 


८४. मान्धाता--दूसरा चक्रवर्ती इक्ष्वाककुल का 
महाराज मान्धाता हुआ। वह चत्रवर्ती ही नहीं, सावंभोम 
सम्राट्‌ था । वह सप्त-द्वीप विजेता हुआ । अफ्रीका, एशिया, 
योरोप सब उसके कर-दाता बनें । सर्योदय के प्रदेश से 
लेकर सर्यात्त तक का सारा प्रदेश मान्धाता के राज्य 
में था । 

कर हटे--मान्धाता का काल भारतीय राज्य में बड़े 
वेभव का था। सम्राट मान्धाता ने सब कर हटा दिए। 
प्रजाओं की प्रसन्‍नता का पारावार न रहा | देश की 
समद्धि अझ्तुलनीय थी । सप्तद्वीपों की कानों से धन 
निकाला गया । 

इस समृद्धि में राजा और प्रजा धर्म-लाभ करते थे। 
यज्ञ-याग, दान-पुण्य बहुत हुए । 

५. मरुत्त--इस काल के तीसरे चत्रत्र्ती मरुत्त थे । 
उन के काल के सुख आदि की कथा महाभारत, पुराण और 
ब्राह्मण ग्रन्थों में उल्लिखित हैं । 

क्षत्रिय शद्र हुए--मान्धाता के पश्चात्‌ इक्ष्वाक्‌ू-वंश 
में हरिश्चन्द्र ओर सगर दो अन्य चक्रवर्तों सम्राट हुए 
उन में से सगर ने शक, यवन, काम्बोज, किरात और पह्ववों 
को भारी दण्ड दिया । तभी से ये जातियाँ यज्ञ आदि से 
रहित हो कर श॒द्र बनीं। इन सब की भाषा कभी शद्ध 
संस्कत थी । 


( ४६ ) 


८६ अश्वमेधों की संख्या--एक-एक राजा कितने 
अश्वमेध करता था, इस का ज्ञान ऐतरेय ब्राह्मण के एक 
वर्णन से होता है । शक्‌न्तला श्रप्सरा के पुत्र चक्रवर्ती भरत 
ने ७८ अश्वमंध यज्ञ यमुना के और ५५४ गड्ज़ा के तटों पर 
किये । अर्थात्‌ १३३ अव्वमेध-पज्ञ किए। प्रत्येक अश्वमंध का 
काल लगभग सवा वर्ष होता है । वह निस्सन्देह दीघेजीवी 
था। उन दिनों मानव-झ्राय लम्बी थी, यह निश्चित है। 


८७, ऋषि आश्रप--त्रेता यग का सांस्कृतिक इतिहास 
अधूरा रहेगा, यदि इस युग के ऋषि-आश्रमों का कुछ वृत्तांत 
लिखा न जाये । इन आश्रमों में ऋषि और उन के शिष्य 
रहते थे । दाशरथि राम के काल में और उन से पूष 
ऐसे चार आश्रम बहुत प्रसिद्ध थे । 

(क) मालिनी नदी के तट पर कण्व म॒ति का एक आश्रम 
था । इसी ग्राश्नम में कभी शकुन्तला का पालन-पोषण हुआझा 
था । सहसरों ब्रह्म चारी, विद्वान्‌ और मुनि यहाँ योग और विद्या 
का अ्रभ्यास करते थे । 

(ख) एक आश्रम था भरद्वाज ऋषि का ।॥ ये महात्मा 
देवगुरु बहस्पति के पत्र थे । ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि 
ऋषियां सम य अनूचानतम झर दीघेजीवीतम थे । भ्रनचान 
अर्थात्‌ परम विद्वान । इन्हों ने व्याकरण शास्त्र, आयवेंद 
शास्त्र ग्रौर विमान शास्त्र श्रादि अनेक शास्त्र रचें । इनके 
विमान शास्त्र के कुछ पृष्ठ मुद्रित भी हो चुके हें । 

इन का आश्रम तीर्थराज प्रयाग के समीप था । गआ्राश्नम 
में ऋषि, महर्षि, विद्वान, ब्राह्मण, ब्रह्म चारी रहते थे । भरत 
जब राम को लिवाने के लिए जा रहें थे, तो भरत और उस 
की सेना का आ॥रातिथ्य इन्होंने किया था । इस गआ्राश्रम में हम्ये 
एप प्रासाद आदि थे । 


( ४० ) 


(ग) एक आश्रम था च्यवन-पत्र वाल्मीकि ऋषि का । 
महाराणी सीता ने अपने अन्तिम दिन वहीं व्यतीत किए थे । 
लव और कुश की विनीति वाल्मीकि जी ने ही की थी । 
यह झाश्रम भी बहुविध छात्रों से सुशोभित रहता था । 
वाल्मीकि मनि अपने काल के एक व्यास थे। उन्हों ने वेद- 
शाखाओं का प्रवचन क्रिया था । एक याजष-शाखा उन कें 
नाम से प्रसिद्ध थी । इन के रामायण का उल्लेख आगे 
होगा । 

(घ) चौथा आश्रम था अगस्त्य मनि का | ये ऋषि 
दक्षिण में अपना आश्रम बना कर रहते थे । उस ,स्थान के 
चारों ओर दण्डकारण्य था । नासिक-क्षेत्र से मम्बई को 
जाते हुए रेल के मार्ग में इग्गतपुरी नाम का प्रसिद्ध स्टेशन 
है । उस के समीप एक पहाड़ी पर इन का सुरम्य आश्रम 
था । इग्गतपुरी अगस्त्य पुरी शब्द का अ्पश्रंश है । इन्हों 
ने ही राम को अनेक दिव्य अस्त्र दिए थे । 

ये महामुनि अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ वहाँ रहते 
थे । इन के आश्रम की एक विशेषता थी। कोई कफ्रोधी 
वहाँ प्रवेश नहीं पा सकता था । 

८८. आश्रमों का प्रजा पर प्रभाव--भारतीय जनता 
इन आश्रमों में श्राती जाती थी । वहाँ के निवासियों के 
दहान्‍त और उन्नत जीवन को देख कर प्रजा के चरित्र का 
स्तर ऊंचा रहता था । कई दु:खी जन श्राश्रमों में रह कर 
शान्ति लाभ कर के लौट जाते थे । ऋषियों का अलौकिक 
जीवन सब के लिए आकर्षक और शिक्षादायक था । कभी 
दम्पति में कलह हो जाए, तो स्त्री, परुष आश्रमों में जा 
कर अपना निर्णय करा लिया करते थे । 


नंवंम अध्याय 
(क) भारत में आयुर्वेद का अवतार 


८6. हम लिख आए हें कि सत्ययग के श्रारम्भ में रोग 
नहीं था । इस युग के ग्रन्त तक यह अवस्था कुछ कुछ 
बनी रही । फिर अधर्म का आरम्भ हुआ । क्रोध, लोभ का 
भी साम्राज्य होने लगा । भोजन-व्यवस्था में त्रुटियाँ आरम्भ 
हुई । प्रज्ञापराध भी होने लगे । 


ऋतुओं में विषमता होते लगी । बड़े २ ग्राम, नगर आदि 
बन गए । ग्र|म्याहार सर्वप्रिय हो गया । तब रोग का विस्तार 
होने लगा । 

त्रेता में रोग थोड़ा था। उस समय ऋषि लोग और 
समय-समय पर अश्विद्वय चिकित्सा कर देते थे । श्रब रोग 
के बढ़ने पर एक ऋषि-सभा हुई । 

यह सभा हिमालय में हुई । निश्चय हुआ कि देव इन्द्र 
भ्रष्टाड़् आयुर्वेद का सम्पूर्ण ज्ञान रखता है। उससे यह 
ज्ञान सीख कर भारत में इस का सुव्यवस्थित प्रचार करना 
चाहिए । पुनवसु प्रात्रेथ और भरद्वाज इन्द्र के पास पहुचे। 
वहाँ से व विद्याग्रहण कर के आए । यह त्रेता का 

अन्त था । 

पुनवसु झात्रेय, भरद्वाज, और धन्वन्तरि ने सेंकड़ों शिष्य, 
प्रशिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया । अग्निवेश, हारीत, 
भेल, सुश्रुत, भोज, निमि आदि ने इस काल में अपने अपने 
शास्त्र रच । निमि और कराल जनक ने आँख के १०० से ऊपर 
रोगों का वर्णन किया । . 


उस समय भ्रष्टाज़ायुवेंद भ्रनेक भागों में विभकक्‍त हुआ। नर 
झायुवंद, हस्ति आयुवेद, भ्रव्वायूवेंद और गो झायुवंद इत्यादि । 


( ४२ ) 


8०. पालकाप्य प्रनि--महाराज दशरथ की एक कन्या 
थी । नाम था उस का झ्ान्ता । उस कन्या को कलिज्भ के 
राजा रोमपाद ने गोद-लिया था । इस रोमायाद ने ऋषियों 
की एक महती सभा बलाई । उस सभा में हस्ति-विद्या के 
सम्पूर्ण अज्भों पर विवाद चलता रहा । अन्त में पालकाप्य मुनि 
ने ब्रह्म और राजपुत्र के ग्रन्थों के आधार पर और अनभवों 
के फलस्वरूप हस्ति विद्या का एक महान शास्त्र रचा। यह 
बृहत्काय ग्रन्थ श्राज भी मुद्रित रूप में मिलता है । 


&१. इसी प्रकार शालिहोत्र का अव्वज्ञास्त्र भी प्रसिद्ध 
ग्रा। यह द्वादशसाहस्री ग्रन्थ लिखित रूप में अनेक प्रतियों 
में आज भी मिलता है। 


गो-विद्या पर भी ग्रन्थ बने । 


8२. इन ग्रन्थों का लाभ--नर आदि चारों प्रकार के 
आ्ायुवंद का भारत में विस्तार हुग्नरा । लोगों को स्वास्थ्य का 
प्रा ध्यान रखने का अवसर मिला | हाथी, घोड़े और 
गोग्नों के स्वास्थ्य का भी ध्यान होने लगा। इन सब की 
चिकित्सा के लिए आरोग्य-शालाएँ (हस्पताल ) बनने लगीं। 
इन के लिए राज और प्रजा-वर्ग ने दान दना आरम्भ किया । 

इस आयुवेद का श्राधार पशु और मनष्यों की उत्पत्ति 
के सिद्धान्त के ऊपर है। मत्त्व, रजस और तम से शरीर कंसे 
बने, यह ज्ञान योरोप में आ्राज तक नहीं हुआ | इन तीन 
गुणों का शरीरों पर प्रभाव ज्ञात हुआ । इन्हीं पर भोजन 
व्यवस्था आश्रित है । अतः बात-पित्त-कफफ का एकमात्र 
वैज्ञानिक सिद्धान्त संसार के सामने झाया । भारत के लोग 
पहले भो शरीर-शास्त्र का ज्ञान रखते थे, पर आयरवेंद के 
प्रचार से इस का बहुत विस्तार हुआ । मिश्र देश के 
सेस्सोस्ट्रिस (8688080078) ने सुश्रुत के आधार पर आज 


( ४३ 9 


से लगभग ५००० वर्ष पूर्व अपने देश में शरीर-विद्या का 
प्रचार किया । 

भारत का शरीर-विज्ञान अति उन्‍नत था। शतपथ ब्राह्मण 
में लिखा है कि अहोरात्र अ्रर्थात एक दिन रात में एक परुष 
२१६०० बार प्राण और ग्रयान लेता है । अर्थात्‌ एक मिनट 
में १५ बार । यही सिद्धान्त वर्तमान काल में जाना गया है। 

(ख) रामायण ग्रन्थ 

&३. रामायण ग्रन्थ भागंव वाल्मीकि की रचना है 
भारत का यह अभ्रादि काव्य है । छन्दोबद्ध ग्रन्थ पहले भी 
थे । यथा-मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीति झादि । पर छन्दोबद्ध 
रचना होने पर भी उन म काव्य-रस नहीं था। काव्य का 
रसास्वादन संसार ने सवं-प्रथम इसी ग्रन्थ से लिया । रामायण 
काव्य है, इतिहास है, श्राख्यान है, चरित है और कथा भी है । 
एक ही ग्रन्थ मं इतन गण अन्यत्र दुलेभ हैं । 


&६&४७. पाथात्य पतृू-- रामायण के विषय में पाश्चात्य 
गगों का मत है, कि यह ग्रन्थ ईसा से १००-२०० वर्ष पूर्व 
वरततमान रूप में श्राया । अनेक चारण और भाट इस के वर्तमान 
रूप के कारण हुए। अमेरिका वासी हाप्किन्स ने लिखा है कि 
ग्रन्थरूपी रामायण महाभारत ग्रन्थ से उत्तर-कालीन है 
पर अध्यापक विण्टनिट्ज़ ग्रादि महाभारत ग्रन्थ से रामायण 
ग्रन्थ को पूर्व-काल का मानते हूँ । वाल्मीकि के विषय में वे 
चुप्पी साधते हैं । 

६४. भारतीय इतिहास साक्ष्य--भारतीस इतिहास में 
पर्वोक्त कल्पना का अंशमात्र भी दिखाई नहीं देता । भवभति, 
शद्धुराचाय, कुमारिल भट्ट, रघुकार कालिदास, भदन्त भ्रश्वघोष 
ग्रादि महा विद्वान आचाये और लेखक रामायण को म॒ति 
वाल्मीकि की कृति लिखते आए हूँ। महाभारत में स्वयं 


( ४४ 9) 


कृष्णद्वेपायन व्यास जी ने द्रोण और शान्तिपर्वों में भागव 
वाल्मीकि को रामायण का कर्ता माना है | बौद्ध आचाये 
ग्रद्वधोष केवल वाल्मीकि को ही नहीं जानता, प्रत्युत उस के 
पिता च्यवन महषि का इतिहास भी जानता था । यदि आयें 
इतिहास के इस प्रसंग में कोई भ्रान्त्रि उत्पन्न हो चुकी होती, तो 
बौद्ध मतानयायी अश्वघोष इस पर अवश्य ग्राक्षप करता । 
वस्तुत: वाल्मीकि दाशरथि राम के समकालिक थे । उन्हों ने 
राम के राज्यकाल में ही इस महान्‌ इतिहास की रचना की । 
माता सीता ने महषि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और 
कुश को जन्म दिया । इन बालकों को शिक्षा-दीक्षा वाल्मीकि 
ने की। 

&६. रामायण के इस समय तीन पाठ उपलब्ध होते 
हैं । उत्तर, दाक्षिणात्य और वजद्धभीय पाठ । इन तीनों पाठों 
में कुछ-कुछ अन्तर है, पर मल-कथा एक सी ही है। अ्रत 
इतिहास में कोई भेद नहीं हुआ । 


&७. आदर्श पत्र, अनगामी भाई, अलभ्य सेवक 
(हनुमान), सती-साधवी धर्मपत्नी का चरित्र इस काल की 
देन हू । वंद मन्त्रों की शिक्षा आये जीवन में कंसे चरिताथ्थ 
होती थी, उस का यह अलौकिक दष्टांत है । कवि लिखता 
है--उदय होता हुआ सूर्य लाल होता है, श्रस्त होता हुआा 
सूर्य भी भ्ररण ही दिखता है। इसी प्रकार अ्रभिषेक की आज्ञा 
सुन कर राम का मुखमण्डल लाल था, और वनगमन की 
ग्राज्ञा पा कर भी उनका मख-कमल अ्ररुण छटा ही दिखाता 
था । गाम्भीय की यह पराकाष्ठा है। पितभक्ति की चरम- 
सीमा है । राग-द्वेष, हषं-शोक राहित्य का यह निराला उत्कर्ष 
है । संसार में ऐसे दश्य दुलंभ हें । राम न कहा, यदि में 
पितृ-श्राज्ञा नहीं मानगा, तो सारे राष्ट्र में प्रजाएँ पित-आ्राज्ञा 


( ४५ ) 


का उल्लंघन करेंगी । देश में ग्रव्यवस्था उत्पन्न होगी । 

रामायण के काल में भारत के दक्षिण में रहने वाली 
वानर जाति का दीर हनूम'न्‌ शिष्ट संस्कृत बोलने में 
अभ्यस्त था । 


&८, रामायण मं त्रेता के अ्रन्त के भारत का स्पष्ट 
चित्र मिलता है । राम-राज्य का दिग्दशन अगले डाब्दों में 
रामायण क आधार पर ही व्यास जी ते कराया है। उसे पढ़ 
कर इस विषय म॑ अधिक जिज्ञासा नहीं रहती । देखिए--- 


६६&. राम प्रजाओं पर ओऔरस-पुत्रों के समान नित्य 
अनकम्पा करता था । उस के राज्य म॑ कोई अ्रधन नहीं था । 
किसी का कोई अनर्थ नहीं होता था । मेघ कालवर्षी थे । 
खेतियाँ समय पर हरी भरी रहती थीं । सदा सुभिक्ष था। 
कोई पानी में डूबता नहीं था ! अग्नि से व्यर्थ हानि नहीं 
होती थी । इस के विपरीत पूर्ण प्रबन्ध थे | दंश, मच्छर और 
व्याल आदि काटने वाले जीव-जन्तु राम-राज्य में नहीं थे । 
दीघ आयु वाले, नीरोगजन राम-राज्य में थे । एक दूसरे से 
लोगों का विवाद नहीं था । मुकदमे नहीं होत थे। जब स्त्रियों 
में भी परस्पर भगड़े नहीं थे, तो पुरुषों में कैसे हो सकते थे। 
प्रजाएँ धर्म में ठहरी रहती थीं। लोग सन्‍्तोषी, निर्भय, 
स्वतन्त्रता युक्त श्रौर सत्यत्रत थे । वक्ष फलों से लदे रहते थे । 
सारी गौएँ प्रतिकाल १६ सेर से ऊपर दूध देने वाली थीं । 
ऐसा आदर्श राज्य था । भारतीय-शिक्षा ही ऐसा राज्य स्थापित 
कर सकी । श्रन्य देशों का इतिहास इन दृश्यों से शून्य है । 
भारतीय संस्क्ृति का यह देदीप्यमान दृश्य है । 

१००. उस अति प्राचीन-काल में लिपि-कला भारत में 
पूरी प्रचलित थी । राम के वाणों पर राम का नाम अंकित 
था | अन्य योद्धाश्रों के नाम भी उनके वाणों पर अंकित 


( ४६ ) 


होते थे । यह अंक.लिपि किस प्रकार की थी, इस का पता 
ग्रभी तक नहीं लगा । 
दशरथ के काल में अयोध्या एक महान्‌ विद्या-स्थान था । 
वहाँ मेखला-धारियों (ब्रह्मचारियों) का महासंघ था । 
(ग) सपक्राल में राजा ओर ऋषि 
१००९. त्रता के अ्रन्त में अथवा दाशरथि-राम के काल 
के श्रास-पास भारतीय संस्कृति को गौरव-प्रदान करने वाले 
छुऔर व्यक्ति भी हुए हें । उन का स्थान समभने के लिए 
निम्नलिखित वंश-वक्ष सहायक है । 





भुम्यश्व 
नमक 

| | े 
सृ०जय मुद्गल+नालायनी इन्द्रसेना 
पिजवन ब्रहिष्ठ वध््यश्व+मे नका 
सुदास 

| दिवोदास अहल्या+गौतम 
सहदेव | | 


मित्रय शतानन्द 


इस वंश-वक्ष में उल्लिखित भम्यद्व उत्तर-पांचाल का 
राजा था । उसके पाँच पत्रों में से एक सञ्जय और दसरा 
मुदू्गल थे । मुद्गल के साथ सुप्रसिद्ध महाराज नल की पृत्री 
इन्द्रसेना का विवाह हुआ । मुद्गल का पृत्र वध्त्यश्व था । 
वध्यश्व और अप्सरा मेनका की सन्‍्तान में दिवोदास पत्र 
और अहल्या कन्या, दो मिथुन थे । अ्रहल्या गौतम मनि से 
ब्याही गई । उनका पत्र शतानन्द महारानी सीता क्रे पिता 
महाराज जनक का पुरोहित था । 


( ४७ ) 


अ्रब भारतीय संस्क्रति में इस कुल के लोगों के विशिष्ट 
स्थान का वृत्तान्त दखिए । मुद्गल और वष्य्यश्व दो महान्‌ 
ऋषि हुए । दिव्रोत्म भी इस पथ पर चला । उसने तप 
तपा, कि राजा होते हुए भी ऋषि हो जाऊं। वह वसा हो 
गया । मुद्गल, वध्यश्व और दिवोदास की विद्वत्ता असाधारण 
थी । यत्रपि भारत के अन्य अनेक राजा भी विद्वान हुए 
थे, पर ऋषि हो जाना सरल न था । ऋषि अपने ज्ञान के 
विषय म॑ आप्त होते हैं | दिवोदास की बहन अहल्या राज- 
कन्या होकर भी ऋषि गौतम से ब्याही गई । वह अप्सरा 
कन्या थी । रामायण में इसी अ्रहल्या का इतिहास प्रसिद्ध है । 

ग्रनेक राजकन्याएँ ऋषियों के साथ ब्याही गई । वे 
राज्य-ऐश्वर्य त्याग कर सरलता और सादगी का जीवन बिताती 
थीं । इस से उस काल के आदशोे का यथार्थ ज्ञान होता है । 


दशम अध्याय 
द्वापर से भीष्म प्येन्त 


१०२. त्रेता की समाप्ति हो गई | णग के अन्त में अनेक 
भयंकर घटनाएँ होती हैं । त्रेता और द्वापर की सन्धि के 
अन्त में वे भी समाप्त हुई । राम के राज्य में लोगों ने 
बहुत अधिक शान्ति पाई । युग-ह्वास के कारण जो रोग- 
आदि बढ़ने का भय था, उसे आयुवंद के प्रचार की सहायता 
से ऋषियों ने बहुत सीमा तक रोक दिया । 


१०३, ईस समय के कुछ काल पश्चात्‌ महाराज कर 
की प्रसिद्धि बढ़ी । उन्होंने करु-जाज्ल देश को साफ 
कराया । इतके कूल में शन्तन नाम के प्र न्‍्यात राजा हुए । 
चिकित्सा-शास्त्र मे ये निष्णात थे । इनका एकमात्र प्रतापी 
पुत्र देवव्रत भीष्म था। भीष्म का शौर्य अपने बाल्यकाल से 
ही चमत्कारपूर्ण था | अल्य-वयस्क देवब्रत ने एक बार देव- 
नदी गंगा क॑ प्रवाह को अभ्रपनी बाण-वर्षा से रोक दिया । 
बाणों को पंक्तियाँ खड़ी थीं । प्रवाह ग्राग न बढ़कर पीछे 
की ओर जाने लगा । अस्त्रबल का यह अभूतपूर्व दृ्य था । 
भारतीय इतिहास में देवब्नत की प्रतिज्ञा अपना महत्त्व-विशष 
रखती है । 

१०४, पिता शन्‍्तनु ने दाश-राज-कन्या सत्यवती से 
विवाह की इच्छा प्रकट की । उनका एक ही पुत्र, भर वह भी 
सदा शास्त्रकाये में दत्तमन रहता था। पिता सोचता था, ईश्वर 
न करे, यदि भीष्म पर विपत्ति आई, तो कूल की समाप्ति हो 
जाएगी । भ्रत: उसके मन में दूमरे विवाह की बात तीज वेग 
से उठी । इस काम के सिद्ध करने के लिए देवबन्नत नियुक्त 
हुआ । वह दाश-राज के पास पहुँचा । दाश-राज की सभा 


( ४६ ) 


एकत्र हुई। उस भरी सभा में कन्या के पिता के सम्मुख 
भीष्म ने अपना प्रस्ताव रखा । 
कन्या का थिता बोला | हैं महाबाह', निस्सन्देह तुम 
युक्त प्रस्ताव लाए हो । पर मेरा संशय भी सुनो । जिस 
क॑ तुम वेरी हो जाञ्री, वह गनन्‍्धर्व हो वा असुर, तुम्हारे 
क्रद्ध होने पर कभी जी नहीं सकता । इस प्रस्ताव में 
इतना ही दोष है, अन्य कुछ नहीं । 
ऐसा कहें जाने पर उस राजसभा में अपने पिता के 
निमित्त देवब्नत न उत्तर दिया। हें दाश-राज ! आप की 
कन्या से जो पुत्र होगा, वह हमारा राजा होगा । अपने 
पिता के लिए में ने राज छोड़ा । सभा में सन्नाटा था । 
इतना उत्तर सुन कर दाशराज पुनः बोला | हे भरत- 
षेभ यह वचन तुम्हारे अनुकल है। ऐसा दुष्कर-वचन और 
कोई कह नहीं सकता । ह धमत्मिनू, आप सत्यवाक्‌ हूँ, पर 
घरों की स्त्रियाँ छोटे मन वाली होती हैं । कल को जो आप 
का पुत्र होगा, उस के विषय में हमें सन्देह है। वह 
आ्राप के त्यागे राज-सिहासन को पुनः प्राप्त करने का झगड़ा 
कर सकता है । आप क विषय मे कोई सन्देह नहीं, पर आप 
के पृत्र-विषय में यह नहीं कह सकते । 
देवव़्त ने दाशराज का अभिप्राय समझा । पिता की 
प्रियकामना पूरी करने के लिए वह बोला । हें राजन, मेरा 
वचन सुनो, अन्य बैठे राजा भी सुनें । में ने पहले राज-त्याग 
की बात कह दी थी । अपने पृत्र के विषय में में इस अपने 
परम-निश्चय को प्रकट करता हूँ । है दाशराज, आज से लेकर 
मेरा ब्रह्म च्य होगा । अ्रपुत्र होने पर भी मेरे लोक श्रक्षय 
होंगे । में ने जन्म से ले कर कोई असत्य नहीं बोला । मेरी 
प्रतिज्ञा सत्य होगी । 


( ६० ) 


क्षत्रिय-वीर स्तब्च थे । इस भयानक प्रतिज्ञा पर सभा- 
स्थ लोगों को रोमह्॒षं हुआ । उन के नत्र सजल हो गए । 
भीष्म अपनी माता को ले झ्राया । सारा राज्य चकित था। 
यह भीष्म प्रतिज्ञा थो । देवब्नत भीष्म हो गया । 

भारतीय संस्क्रत की विशेषता है। राम ने पिता के 
कारण वनव्रास स्वीकार किया । भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी 
रहने की भ्ति कठोर प्रतिज्ञा की । पितृ-प्रसन्‍नता का उपाय 
करना इस देश के वीरों में निहित रहा है । 

भीष्म का अधिक समय राज्य के मन्त्रित्व, सत्संग और 
विद्याध्ययन में गया । वे अ्रर्वशास्त्र, धर्मशास्त्र और वेद 
के पारंगत हुए । 

१०५. संसार ह्ास की ओर जा रहा था | पहले की 
अपेक्षा चरित्र नीचे हों गया था । व्यापार में दो५ उत्पन्न हो 
गए थे । सत्य में न्यूनता होती जा रही थी । स्वार्थ बढ़ रहा 
था । गह-कलह भी अपना रंग जमाना आरम्भ कर रही थी । 
पर ऋषिलोग भारतीय संस्कृति की रक्षा में तत्पर थे । 


कृष्ण हें पायन व्यास और वेद-शाखा प्रवचन 


१०६. पराशर के पुत्र श्री वंदव्यास सम्पूर्ण विद्याएँ 
जानते थे । भवत्रिष्य की काली रात्रि देख कर उन्हों ने 
सुमन्तु, जेमिनि, वेशम्पायन और पेल, इन चारों शिष्यो को 
आर अपने श्रिय-पुत्र शुकको बंद पढ़ाए । इन चार शिष्यों ने 
वेदों के चरणों और वेद शाखाओ्रों का प्रवचन किया । त्रेता 
के आरम्भ से लेकर, जो वंद-ज्ञान सवंत्र बिखर रहा था, 
उस का सम्पादन चरणों आदि में किया गया । शाखाएँ 
मनन्‍्त्रों का व्याख्यान आदि हैं। थोड़ा-थोड़ा पाठान्तर कर के 
ये व्याख्यान किए गए थे। उन्हें व्यास के शिष्यों ने एकत्र 
कर दिया । 


( ६१ ) 


ब्राह्मण ग्रन्थ--वर्तमान ब्राह्मण ग्रन्थ उसी काल की 
उपज हैं। ऋग्वेद के एतरंय ब्राह्मण का महिदास एऐंतरेय 
ने प्रवचन किया । इस प्रकार ऋग्वेद का कौषीतकि ब्राह्मण 
बना । यजुर्वेद के तंत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण आ्राज 
भी मिलते हैं । शतपथ का मल वाजसनेय ब्राह्मण था । 
उस का प्रवचन-कर्ता था याज्ञवल्क्य । यह ब्रह्मिष्ठ मुनि 
ग्रपने यूग का असाधारण विद्वान था । विज्ञान की थाह इस 
नें प्राप्त की थी । परमाण से ले कर स्य-पर्यन्त पदार्थों का 
ज्ञान इसे हस्तामलकवत्‌ था । 

इसी प्रकार सामवेद का ताण्ड्य ब्राह्मण श्राज मिलता 
है । सामवेद का एक दूसरा बड़ा ब्राह्मण जैमिनीय 
ब्राह्मण है। इस का प्रवचन-कर्ता मुनि जैमिनि था। वह 
भी याज्ञवल्क्य के समान विद्यानिष्ठ था | साम के छोटे- 
छोटे सात और ब्राह्मण ग्रन्थ मिलते हैं । 

ग्रथवंवेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रन्थ मिलता है । 
वह है, गोपथ ब्राह्मण । 

ये ब्राह्मण ग्रन्थ अ्रति पुराने ब्राह्मण ग्रन्वों का रूपान्तर 
हैं । इन में स्थान-स्थान पर पराने राजाओं और ऋषियों 
के इतिहास भी मिलते हैं । जिस प्रकार भारत में वेदों और 
उन की शाखाझ्रों को ब्राह्मण कण्ठस्थ करते रहते हें, उसी 
प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्थों को भी कण्ठस्थ करते चले आते हैं । 
आज भो भारत में पेंकड़ों कुल इस आ्रार्य-विद्या के रक्षण में ही 
ग्रपना जीवन व्यतीत करते हैं । 

आरणयक ग्रन्थ--ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्तिम भाग में 
आरण्यक ग्रन्थों का प्रवचन निबद्ध है। इस नाम का कारण 
है । वीतराग ऋषियों ने वनों में बेठ कर जो अध्यात्म ज्ञान 
दिया, वह आरण्यकों में लिखा गया । इन्हें रहस्य-ब्राह्मण 


( ६२ ) 


भी कहते हें । इस का ग्र्थ है वेद और आत्म-विषयक रहस्य- 
मयी वा छिपी बातों का व्याख्यान । 


उपनिषद्‌ ग्रन्थ--श्रारण्यकों के समान ब्राह्मण प्रन्थों 
के अन्तिम भाग में उपनिषद्‌ हें । उपनिषद्‌ का अर्थ है, गरु 
के समीप बठ कर जो अभश्रध्यात्म-ज्ञान प्राप्त किया जाए । 
श्रारण्यंक कुछ बड़े हें श्रोर उपनिषद्‌ छोटे । उपनिषदों में 
ग्यारह प्रधान हैं । उन के नाम हें--ईश, केन, कठ, प्रद्न 
मुण्डक, माण्डक्य, ऐतरेय, तेत्तिरीय, बह॒दारण्यक, छान्‍्दोग्य 
और रवेताइवतर । तीसरा, पाँचवाँ, छुठा, सातवाँ, श्राठवाँ 
और ग्यारहवाँ नाम उन के प्रवचनकर्ता ऋषियों के 
नाम पर हैं। प्रायः ये लोग महाभारत-काल के ऋषि हैं । 

ये ग्रन्थ भारत की अतुलनीय सम्पत्ति हैं । वेद-ज्ञान 
कठिन है, पर उपनिषदें सरल भाषा में और एक अनपम 
माधुय लिए हैं । इन्हें पढ़ते ही बादशाह दारा शिकोह मस्त 
हो गया । इन्हें पढ़ कर जमंनी का प्रसिद्ध दार्शनिक शापन- 
हायर बोल उठा--ये मेरे जीवन का आधार हें । ये मेरी 
मृत्यु में भी परम सन्‍्तोष का स्थान होंगी । 

उपनिषदे अनेक पुराने इतिहास भी सुरक्षित करती हैं । 
यथा--केकय देश (बन्न, कोहाट आझादि देश) के राजा 
अद्वपति के पास अनेक ऋषि गए । राजा ने धनादि से उन 
का सत्कार किया । ऋषियों ने वह धन ग्रहण नहीं किया । 
इस पर उदास राजा ने कहा । मेरे जनपद में कोई चोर 
नहीं, कड्जूस नहीं, मद्यप (शराबी) नहीं । अनाहिताग्नि 
नहीं । दुराचारी नहीं । दुराचारिणी स्त्री की फिर बात ही 
'नहीं । आप मेरा शुद्ध धन क्‍यों ग्रहण नहीं करते । 

कंसे सुन्दर समय के संकेत हैं ? 

भगवदगीता इन्हीं उपनिषदों का सार है । उपनिषदें 


( ६३ ) 


पढ़ कर भारत की पुरानी आत्म उन्नति का चित्र सामने 
थ्रा जाता है । ऋषियों की विभूति आँखों को चॉधिया देती 
है । हृदय प्रेम, श्रद्धा और ज्ञान-पिपासा के लिए उछलता 
है । सत्त्व गण सर्वोपरि हो जाता है। उपनिषदों में पुराने 
आखरुयानों की भरमार है| सच्चे भारतीय इतिहास के ज्ञान- 
बिना इन की पूरी समझ कठिन है । ये कल्पित ग्रन्थ नहीं 
हैं । इतिहास और उपदेश की सरिता इन में बहती है । 


इन ग्रन्थों से पता लगता है कि महाभारत के निक्ृष्ट 
काल में भी संस्कृति में अपना आकर्षण था, और पर्याप्त 
ग्राकषण था । 

योरोपीय लेखकों ने ब्राह्मणों और उपनिषदों का काल 
ईसा से ७०० वर्ष पूर्व से १२०० वर्ष पूर्व तक का रखा 
है। यह कल्पना-मात्र है। श्री व्यास जी और उन के शिष्य 
भारत-युद्ध-काल से कुछ पूर्व और कुछ पीछे तक जीते रहे । 
तलवकार अथवा कन उपनिषद्‌ जेमिनि ऋषि का प्रवचन 
है । वह भी महाभारत-काल का था । इन उपनिषदों को 
ईसा से ६००-७०० वर्ष पहले का कहना इतिहास के साथ 
उपहास करना है । 

कपिल और उन के सांंख्य-दशन का वृत्त पहले यथा- 
स्थान लिखा जा चुका है । सांख्य विषयक पजथ्चशिख और 
उन के शिष्य देवल और हारीत के ग्रन्थ भी व्यास-काल से 
पहले रचे जा चुके थे । षष्टितग्त्र नामक बृहदग्रन्थ भी रचा 
जा चुका था । 

वतेपान दशेन शास्त्र 

१०७. कणाद->व्यास जी के वेद-प्रवचन-काल से 
कुछ ही पहले कणाद मुनि हुए। वे श्रत्यन्त पवित्र जीवन 
के महा पुरुष थे । उन के नाम का कारण है। किसान लोग 


( ६४ ) 


गेहूँ आ्रादि अन्नों के जो कण खेतों में बिखरे छोड़ जाते थे, उन्हें 
ऋषि लोग एकत्र कर के अपनी उदर-पूर्ति किया करते थे । 
इस का यथार्थ ग्रभिप्राय अति सूक्ष है । जब किसान खेती 
उत्पन्त करता है, तो हल चलाने और खेत को पानी देने 
आदि के समय अनेक कीट आदि मरते हें । किसान के 
एकत्र किए अन्न के साथ कीट झ्ादि के मरण का पाप लगा 
रहता है | गृहस्थों को उपदेश है कि पञ्चयज्ञ करके उस 
पाप की निवृत्ति करें । परन्तु ऋषि उच्च कोटि के व्यक्ति 
थे । वे किसान के खेत में छोड़ें हुए अन्न के दानों को 
एकत्र कर लेते थे । वह उन का भोजन होता था । कणाद 
ऐसे ऋषियों में श्रति श्रेष्ठ था। उस का नाम ही कणभुक्‌ 
अथवा कणाद हो गया । 


ऐसे आत्म-ज्ञानी ने अपने योगबल से वंशेषिक विद्या का 
दर्शन पाया | वह विद्या वेशेषिक शास्त्र में लिखी है । छुठी 
दशती ईसा के एक चीनी ग्रन्थकार का उल्लेख है कि कभी 
यह मल शास्त्र एक लाख इलोक का था। अरब तो उस के 
कतिपय सूत्र ही शेष हें । पुराने ग्रन्थों में लिखा है कि कभी 
किसी रावण पण्डित का एक बहुत विस्तृत भाष्य भी इन 
सूत्रों पर था । एक और विस्तृत भाष्य आात्रेय के नाम से 
भी प्रसिद्ध था । 

प्रध्यापक एफ. डव्ल्यू थामस का मत है कि वंशेषिक 
सूत्र ईसा पूर्व पहली छाती में संकलित हुआ । पूर्व-बर्णित 
चीनी लेखक बेशेषिक सूत्र की रचना बुद्ध से ८०० वर्ष पूर्व 
मानता है । स्मरण रहे कि चीनी गणना के अनुसार विक्रम 
संवत्‌ से लगभग १००० वर्ष <वं बुद्ध हुआ था । 


प्रश्स्तप(द--वंशेषिक शास्त्र पर पदार्थ-धमं-संग्रह 
नामक एक श्रन्य ग्रन्थ घा । उस का रचयिता था श्रशस्तपाद 


( ६५ ) 


भ्रथवा प्रशस्तमति । यह स्वतन्त्र ग्रन्थ है श्रौर सम्प्रति 
प्राप्त है । 

शद्भूराचार्य के वेदान्त-प्रचार से इस शास्त्र का 
भ्रध्ययनाध्यापन भारत में उच्छिन्न हुआ है । 


द्रव्य ओर गुण अथवा धमं--वेशषिक शास्त्र में 
पदार्थ श्रथवा द्रव्य श्रौर धर्म अथवा गूणों का विस्तृत 
व्याख्यान है । कणाद नो द्रव्य मानता है । वे हँ--पथ्वी 
प्रप,, तेज, वाय, आकाह, काल, दिशा, श्रात्मा श्र 
मन । गुण इन द्रव्यों के साथ रहते हें | पाँच भौतिक द्रब्यों 
में से जब किसी एक द्रव्य से उस का गण पथक हो जाए, 
त्तो वह अपने से पूर्व द्रव्य में लीन हो जाता है । यथा- 
जब भूमि में से गन्ध गुण पृथक हुआ, तो भूमि प्रलय के 
लिए तैयार हो गई, और आप: में लीन हो गई । 


सांख्य-शास्त्र में लिखी गई सष्टि-उत्पत्ति और प्रलय की 
ग्रनंक घटनाओं को वेशेषिक-शास्त्र विज्ञान द्वारा सिद्ध 
करता है। इस में विज्ञान के अनेक रहस्य बड़ी सरलता 
से खोले गए हैं । यदि इस शास्त्र के रिद्धान्तों की वैज्ञानिक 
दृष्टि से गम्भीर गवेषणा की जाए, तो विज्ञान में एक 
नए यूग का आरम्भ हो सकता है। इजड्लंण्ड का शअ्रध्यापक 
कीथ ऐसे प्रयास पर उपहास करता है। पर उस का उपहास 
साधार नहीं । 


प्रभाश--वेशेषिक मुख्य रूप से दो प्रमाण मानता 
है। प्रत्यक्ष और लेजिक (>-अश्रनुमान) । लैड़्विक प्रमाण 
का एक भेद ऐतिह्य है । प्राचीन भारत के सब ऋषि- 
महषि ऐतिह्या अथवा इतिहास की महत्ता को समभते थे । 
ये अपना इतिहास सदा से सुरक्षित रखते रहे । 

ज्ञान के विषय म॑ वेशेषिक आे-ज्ञान को बड़ा महत्त्व 


( ६६ ) 


देता है । यह विषय आयें-संस्कृति- की ही देन है | ऋषियों 
को किस प्रकार से भूत, भव्य और भविष्य का ज्ञान 
होता है, यह इस शात्त्र में प्रतिपादित है । 


वेशेषिक में वंद-मन्त्रों का प्रादुर्भाव हिरण्यगर्भ श्रर्थात्‌ 
प्रजापति पुरुष से माना है । वह वेद अथवा आम्नाय को 
मनुष्य की कृति नहीं मानता, और इसे प्रमाण मानता है 


परमाणु--अण और परम-अश्रण का ज्ञान वशेषिक में 
है। परमाणुझ्रों के संयोग से सृष्टि-उत्पत्ति किस प्रकार हुई 
यह भी इसी शास्त्र में व्याख्यात है । भारतीय अस्त्र-विद्या 
के इतिहास में परमाणु-वाद क। विशेष स्थान है। 


३. न्याय दशन 


१०८. न्याय अथवा तकं-शास्त्र के रचयिता भगवान्‌ 
ग्रक्षपाद-गौतम थे । गौतम गोत्र-नाम है और ग्रक्षपाद 
गणवाची नाम । भास के झनसार इन का वास्तविक नाम 
मेधातिथि था । महाभारत में मेधातिथि गौतम अहल्या का 
पति कहा गया है । बहुत संभव है, वह दीघेजीवी हुआ 
आर उस ने अपने जीवन के अन्त में न्‍्यायशास्त्र रचा 


| |! 
योरोपियन लेखकों नें न्‍्यायशास्त्र का काल प्रथम शती 
ईसा माना है । वस्तुत: यह ठीक नहीं । न्याय सूत्रों पर 
वात्स्यायन मूनि का भाष्य मिलता है । इस पर उद्योतकर 
भारहाज का वातिक है । वह बौद्ध आचाये दिहूनाग 
(समुद्रगप्त के समकालिक) का खण्डन करता है । 
महात्मा अक्षपाद मनि-प्रवर थे। इन्होंने ने पञ्चाध्यायी 
न्यायशास्त्र में सोलह पदार्थों की व्याख्या की है। वे पदार्थे 
हें--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन ग्रादि । इन का मत था 
कि इन १६ पदार्थों के तत्त्व-ज्ञान से मोक्ष हो जाता है। 


( ६७ ) 


प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रधान है । भ्रक्षपादकृत प्रत्यक्ष के लक्षण 
का सारा उत्तरवर्ती संसार अनजीवी है । गौतम के लक्षण 
में थोड़ा हेर-फेर कर के सब ने अपना ग्रभिमत लक्षण 
बनाया है । 

गौतम की मह॒ती-प्रतिभा से ही तकं-शास्त्र में प्रतिज्ञा, 
हेतु श्रौर उदाहरण की परम्परा-सरिता बही है । गौतम 
दब्द-प्रमाण को मानता था । इसी छब्द-प्रमाण क श्रन्तगंत 
चह ऐतिह्य का समावेश करता है । शब्द-प्रमाण द्वारा वह वेद 
का प्रामाण्य करता है और ऐतिह्य के अन्तर्गत वह इतिहास- 
प्राण का । गौतम मानता है कि जिन ऋषियों ने वेदार्थ का 
दर्शन कर के ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन किया, उन्हीं ऋषियों 
ने इतिहास और प्राण बनाए 

गौतम की बूद्धि सूक्ष्म थी । उसने एक ही सूत्र में 
स्मृति की उत्पत्ति तथा उसके ठीक रहने के भ्रठारह हेतु दिए 
हैं । इस विषय का इतना गहुरा प्रदशन भ्रन्यत्न नहीं है । 
न्याय का यथार्थ ज्ञान करके मनष्य ताकिक हो जाता है 
झ्रौर दूसरों से धोखा नहीं खाता । 

परमात्मा, आत्मा और प्रकृति का विवेचन त्था पुनर्जेन्म 
के होने में श्रकादय हेतु इस दशन में हैं। हेत्वाभासों की 
छटा भी यहाँ उपलब्ध है । इस का अधिक वर्णन आगे होगा । 

संवत्‌ ८९६८ में महान दाशनिक वाचस्पतिमिश्र ने 
उद्योतकर के ग्रत्थ पर अपनी टीका लिझ्ली और उसके कछ 
काल पद्चात्‌ उदयन ने । उदयन की कृसुमाञ्जलि में ईश्वर 
सिद्धि पर अ्रद्भूत तक हैं। इस ग्रन्थ से न्याय के महत्त्व 
का ज्ञान हो जाता है । 


४, योग शास्त्र 
१०६ पहले संख्या २२ के श्रन्तर्गंत लिखा जा चुका 


( एफ ) 


है कि भगवान्‌ ब्रह्मा ने एक विस्तृत योग शास्त्र रचा था । 
उसके पदचात अनेक ऋषियों ने योग पर ग्रन्थ रचे । उन 
प्राचीनतम ग्रन्थों में जेगीषव्य मुनि का शास्त्र भी महत्त्व 
का था । इनको दश महासर्गों में हुए अपन पुराने जन्मों का 
ज्ञान हो गया था । कभी मनष्य बनना, कभी ज्ञानी होना, कभी 
तियेक योनि में जाना, इन्हे सब का प्रत्यक्ष हो गया । 


१९० महाभारत काल से कछ पहले पतञ्जलि नाम 
के एक मुनि हुए । उन्होंने योगदशेन रचा, जो इस समय उप- 
लब्ध होता है 

इस योग दर्शन में चार पाद हें । प्रथम पाद में चित्त- 
वत्तियों के निरोध आदि का कथन है ।॥ ये वत्तियाँ और 
वासनाएँ मनष्य को किस प्रकार इधर-उधर खींचती हें, इस 
का निरूपण देखने योग्य है। यम-नियमों की व्याख्या बहुत 
उपादेय है । अहिसा, सत्य, अ्रस्तेय, ब्रह्माचय और अपरियग्र ह, 
पाँच यम हें। शौच, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय श्रौर ईश्वर-परायण 
हो जाना, ये पाँच नियम हें | योग-सोपान के ये दश दण्ड हूँ । 
इन पर चढ़े बिना योग-आप्ति ग्रसम्भव है । 


योगी मांस-भोजन का निषेध करते थे । वे सत्य पर बड़ा 
बल देते थे । ब्रह्मचयं उनका लक्ष्य था । यम और नियमों 
को व एक-साथ श्रभ्थास में लाते थे । 

योग की आधार-शिला एकाग्रता है । इस के लिए योग में 
जप का उपदेश है| योगी ऋतंभरा बढद्धि को प्राप्त करता 
है | उसके द्वारा वह सत्य सिद्धान्तों को जानता है । 

सिद्धियाँ--योगी मोक्ष को प्राप्त होता है। योग-शास्त्र 
में इसे कैवल्य-प्राप्ति कहा है । इससे पूर्व योगीं को सिद्धियाँ 
प्राप्त होती हूं । वह झपने झासन पर बंठा सेंकड़ों कोस दूर 
का वत्त जानता है । आकाश में इसी शरीर-मात्र से उठ 


( ६६ ) 


सकता है । चन्द्र , तारा, सूर्य का ज्ञान यहीं बेठा प्राप्त करता 
है | इत्यादि । ये बातें अ्रसम्भव नहीं हें । इस विद्या में 
प्रभ्यास करने वाले ही इन्हें जान सकते हैं । 

इस्लामी सूफियों पर योग और वेदान्त का बड़ा प्रभाव 
पड़ा है । योरोप में इस विद्या का अंश भी नहीं है । 


५ मीमांसा-शास्त्र 

११, मीमांसा का श्र्थ है, वेद-वाक्य परीक्षा । एक ही 
विषय में जहाँ दो विरोधी वाक्य हों, उनमें विरोध का 
परिहार करना उन वाक्यों की मीमांसा है। यथा, कुछ 
स्थानों में कथन है कि सूर्योदय पर हृवि देवे । श्रन्य स्थानों 
में विधान है, सूर्य उदय होने से पूर्व ही हति देवे । इसका 
परिहार यह है कि संसार के भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों और भिन्‍न- 
भिन्‍न ऋतुओं में सूये बिभिन्‍्न समयों पर उदय होता है। 
त्दर्थ जिसने अपने लिए जेसा नियम किया है, उस एक ही 
नियम का सदा पालन करे । उस में परिवर्तन न करे । भ्रथवा 
एक ऋतु में एक प्रकार से करे श्रौर दूसरी ऋतु में दूसरे 
प्रकार से । ऐसी संगति लगाने से विरोध नहीं रहता । 


११२, मीमांसा पर अति प्राचीन काल से शास्त्र बन 
रहे थे। एक एसा शास्त्र काशक्त्स्न का था। उपलब्ध 
मीमोंसा दर्शन जैमिनि मुनि की कृति है । जभिनी कृष्ण 
दपाथन व्यास का शिष्य था । इसने ,सामवेद के जैमिनि- 
ब्राह्मण का भी प्रवंचन किया था। महाभारत युद्ध से पूर्व 
ही वह बहुत वृद्ध था । ह 

११३. योरोपियन लेखक जेमिनिकृत मीमांसासूत्र का 


काल ईसा-पूर्व ३००-१०० तक रखते हें । इतिहास से भ्रन- 
भिनज्नता के कारण वे ऐसा करते हैं । 


( ७० ) 


मीमांसा पर बौधायन की वृत्ति थी। यह बौधायन 
भारत युद्ध से १५० वर्ष परचात्‌ जीता था। इस सूत्र पर 
उपवर्ष ने महान्‌ भाष्य रचा । उपवर्ष पाणिनी का गुरु और 
भारत-युद्ध के १७० वर्ष परचात्‌ था। भारत इतिहास में दो 
उपवर्ष नहीं हुए। उपवर्ष के पर्चात विक्रम-संवत्‌ से बहुत 
पूर्व दवस्वामी ने मीमांसा का उपवर्षे-भाष्य संक्षिप्त किया । 
उसके बहुत काल परचात्‌ भतृ्‌ हरि आदि ने मीमांसा पर टीका 
ग्रन्थ रचे । तत्पश्चात्‌ शबर स्वामी ने अपना प्रसिद्ध भाष्य 
रचा, जो इस समय मुद्रित है। भरत: मीमांसा का काल वह 
नहीं, जो योरोपियन मानते हें। भारतीय-परम्परा ने अपने 
ग्राचार्यों का ठीक काल सुरक्षित रखा है । 


११४. मीमांसाकार वेद को मनृष्यकृत नहीं मानता । 
बह आत्मा को अजर-भ्रमर मानता है । पन्जन्म में उसका 
पूरा विश्वास है । यज्ञों के महत्त्व पर वह बहुत बल देता 
है । ब्राह्मण ग्रन्थों और कल्पसूत्रों में वणित यज्ञ के विधि- 
विधानों का वह सूक्ष्मता से विवेचन करता है। इस शास्त्र 
का वेदार्थ पर अतुलनीय प्रभाव पड़ा है। धर्म-शास्त्रों के अथ्थे- 
निर्णय पर भी इस दर्शन का प्रभाव है । 

६. वेदान्त दशन - बह्मस्तत्र - शारीरक सत्र 

9१४. वेदिक लोगों का यह अन्तिम दर्शन है | कभी 
वेदान्त और मीमांसा एक ही ग्रन्थ के दो भाग थे । उत्त र-काल 
में ये पृथक-पृथक्‌ हुए | इस दर्शन का कर्ता महर्षि बादरायण 
- था। अनेक आचाये वेद-व्यास का ही अपर-नाम बादरायण 
कहते हैँ । दूसरे आचार्य वेदव्यासं के समकालिक एक भ्रन्य 
ऋषि का यह नाम मानते हैं । 


११६. वेदान्त का अर्थ है, वेद भ्रवथा ब्रह्म-विषयक अन्तिम 


( ७१ ) 


उपदेश । शरीर में होने वाले आत्मा का निरूपण करने से 
इसे शारीरक-सूत्र भी कहते हें। पहले यह शास्त्र सांख्य- 
शास्त्र का ही एक अवान्तर भाग था । इस में और सांख्य में 
भेद नहीं था । सांख्याचाय पंचशिख क वंदान्त सूत्रों का संकेत 
पुराने आचार्यों के ग्रन्थों में मिलता है। अस्तु । 

११७. कह चुक हैं, कि वरतंमान वेदान्त सूत्र कभी मीमांसा 
का भागम,त्र था । उस समय जब मीमांसा पर वृत्ति और 
भाष्य लिखे गए, तो इस वेदान्त सूत्र पर भी उन्हीं मुनियों वा 
आचार्थों ने भाष्य लिखे | इस प्रकार वंदान्त सत्रों पर सब से 

थम वृत्ति बौधायन मनि की थी | इस का संक्षेप उपवर्ष-भाष्य 
में हुआ । कुछ काल पश्चात्‌ देवस्वामी का भाष्य रचा गया । 
वेदान्त पर टंक और द्वरमिड़ के भी भाष्य थे। सम्पूर्ण दशनों 
में से इस दशेन पर बहुत अधिक ग्रन्थ रचे गए । शद्धूराचार्ये 
भास्कराचायें, रामानुजाचाय के भाष्य भी इस ग्रन्थ पर हुए । 
उन का उल्लेख यथास्थान होगा । 


११८. वेदान्त में ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर का विषय प्रति- 
पादित है । इस में उपनिषद्‌-वाक्यों की मीमांसा की गई है । 
उपनिषदों में ग्राकाश का अर्थ भौतिक आकाश है श्ौर 
ब्रह्म भो है। इस प्रकार अनेक शब्दों के श्र्थों का इस दशेन 
में विवेचन है । भाष्यकारों ने भ्रपने-अपने काल के अनेक 
वादों की परीक्षा इसी विवेचन के अन्दर की है । 

ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, ब्रह्म से बेद का प्रकाश इस 
शास्त्र का विषय है । 
ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति का उल्लेख भी यहीं है । शद्धु र के 
काल से इस सूत्र की व्याख्या श्रद्वत-सिद्धान्त-परक हो गई 
थी। यह आगे लिखेंगे । 
यदि यह दर्शन व्यासक्ृत माना जाए, तो महाभारत के 


( ७२ ) 


विरुद्ध सिद्धान्त का प्रतिपादन इस में नहीं हो सकता । महाभारत 
में सांख्य का प्राधान्य है | झ्रत: वेदान्त भी उसी प्रक्रिया के 
अप्नुकल होना चाहिए । 

यदि यह पक्ष ठीक हो, तो वंदान्त उस अद्वेतवाद का 
समर्थन नहीं कर सकता जिस का पक्ष शद्भूर ने उपस्थित 
किया है । 


शद्धूराचायं के पदचात्‌ वेदान्त का अध्ययन भारत में 
बहुत श्रधिक हुआ है । 


'अम्मपथनापामाऊाए-फमददाउानायााउल७-०००कए 


एकादश अध्याय 
महाभारत युद्ध काल 
( विक्रम से ३०७४ वर्ष पूवे ) 


११६, अब द्वापर का अन्त अति समीप था। राज्यों 
के महत्त्व का काँटा शीघ्र-शीघ्र बदल रहा था । हस्तिनापुर 
का कौरव-वंश भीष्म के झ्राश्नय पर था । यादव लोग कृष्ण के 
नेतृत्व में द्वारिका जा चुके थे। शूरसेनों में कंस का नामा- 
वशेष था । पांचालों पर अतिवुृद्ध द्रपद राज्य करता था । 

१२०. कौरव राज्य में दुर्योधन श्रौर पाण्डवों का 
वेमनस्थ बढ़ने लगा । भारत ने अपनी उत्कृष्ट संस्कृति का 
हीनतम काल देखना था। दुर्योधन इसका सूत्रधार बना । असुर 
मय ने इन्द्रप्रस्थ में युधिष्ठिर की अनुपमा-सभा बनाई। वास्तु- 
कला का यह अभूतपूव नमूना था | वर्तेमान ऐंजिनियर भी 
इस का वर्णन पढ़ सकते हैं, वेसी सभा बना नहीं सकते । 
ग्रज्ञानी पुरुष इस के वर्णन में सन्देह करते हें । वे इतिहास 
से अनभिन्न हें। इस सभा के प्रतिष्ठान-समय यृधिष्ठिर 
ने राजसय यज्ञ के करने का विचार क्रिया । मगधराज 
जरासन्ध के जीवित रहते यह यज्ञ भ्रसम्भव था । देवकी-पुत्र 
यादव क्रृष्ण ने कहा, जरासन्ध एक यज्ञ करने वाला है। 
उस में वह अपने द्वारा पराजित और बन्दी बनाए गए 
राजाओं की बलि देगा । अतः उन राजाओं को मक्‍त कराना 
झ्रावश्यक है । एतदर्थ भीम, श्र्जज और क्ृष्ण गृप्त-रूप से 
ब्राह्मण वेश में राजगह में 'प्रविष्ट हुए । वहाँ कृष्ण की नीति 
से जरासन्ध का वध हुआ । 

तब भ्रर्जन आदि पाण्डव कर-प्राप्त्यथं विजय-यात्रा पर 
निकले । प्रर्जन उत्तर-पश्तिचम दिल्या में गया । श्रर्जन का विजय 


( ७४ ) 


रूस के ऊपर तक हुआ । मध्य ऐशिया के मेसोपोटेमिया अश्रादि 
जनपद भी श्रर्जुन न जीते । नकुल पश्चिम विजय करता हुआ्ना 
डन्यूब नदी तक पहुँचा । 


एक असाधारण रस्प--राजसूय यज्ञ धूम-धाम स॑ 
आ्रारम्भ हुआ । यज्ञ के समय भारत के सर्वश्रेष्ठ महा]रुष की 
पूजा आवध्यक थी । भीष्म की अनृमति से श्री कृष्ण की पूजा 
का निरचय हुआ | शिशुपाल ने इस का विरोध किया । उस 
ने यज्ञ म विध्न डालने का यत्न किया । 

तब भीष्म उदा | वह बोला--गो विन्द कृष्ण की योग्यता 
में दो हंतु प्रबल हैं । कृष्ण का वद-5ंदाज़्ों का विज्ञान सब से 
ग्रधिक है। विद्वानों से भी और ऋषि मुनियां से भी । और 
कृष्ण बल में भी सब क्षत्रियों का शिरोमणि है । 

पाठक ! ध्यान रखना चाहिए । भारत में महान वही 
माना जाता था, जो वेद और वंदाझ्ग-विज्ञान में श्रवश्य सर्वो- 
परि हो । तब तक संस्कृत विद्या का विस्तार था। संस्कत 
भारत की भाषा थी । शद्र भी इसे समभते खब थे। धन 

| बहुत था। पर धन बड़प्पन का स्थान न था। बड़प्पन 

का स्थान था बेद-विज्ञान । तब अल्पमति योरोपीय लेखकों 
की लेखनी से वेद का प्रहरण नहीं हुआ था । उस काल में 
अति दीघे झ्रायु मार्कण्डेय, परशुराम, पराशर आ्रादि जीवित 
थे। वे पुराने इतहास के प्रत्यक्ष द्रष्टा थे। श्रस्तु । 


कृष्ण ने शिशपाल को द्वन्‍्द् यद्ध के लिए निमन्त्रित किया । 
यद्ध में शिशपाल मारा गया । कृष्ण ने यज्ञ में निमन्त्रित 
ग्रतिथियों के पाद-प्रश्नालन और सेवा का भार अपने ऊपर 
लिया । कितना महान्‌ झादशे था । भारत-हृदय सम्राद्‌ 
का कसा आद्र-हृदय था । यज्ञ सम्पन्त हुआ । दुर्योधन की 
स्पर्धा-अग्नि जल उठी । उस ने दूत की छल-रूपी दुर्मन्‍्त्रणा 


( ७४४ ) 


की । उस समय के क्षित्रियों में एक उलटा नियम बन 
गया था । द्वन्द्र यद्ध के निमन्‍त्रण के समान वे द्यत के 
निमन्त्रण को भी अस्वीकार नहीं करते थे । 


पतन की पराकाष्ठा 


१२१. यूधिष्ठिर द्यत में अ्न्धा हो गया । उस ने वेदाज्ञा 
का भंग किया । वेद में द्यत की घोर निन्दा है | युधिष्ठिर 
हार रहा था । द्रौवदी पर अत्याचार हुआ । उस का दण्ड 
भारत ने बहुत भोगा है । दुर्यंधिन ने द्त खेल कर और 
द्रोपदी के साथ दुव्यंबहार कर के आय भम को अपविन्न 
किया । एसे देश-घातक आसुरि-वत्ति का फल हैं । 

१२२. पाण्डवों ने वनवास भोगा । उन्हों ने अन्तिम वर्ष 
विराट नगर म गृप्त रह कर व्यतीत किया । वर्ष की 
समाप्ति पर दुर्योधन ने दल-बल सहित विराट पर श्राक्रमण 
किया । विराट राजकमार उत्तर के साथ अभ्रज न गप्त-वेश 
में ही यद्ध के लिये सहायक हुआ । समर-भमि में अर्जन के 
गाण्डीव की टंकार सब्वेत्र गूंजी । पुनः भीष्म, द्रोण और 
_ क्रपाचाय के पाँव में बाण गिरे । वीर श्रज्जन ने 
अपने ब॒ुद्धों को इस प्रकार क्षात्र-मार्ग द्वारा नमस्कार किया । 
अगले क्षण में सर सर करते हुए तीर उन तीनों के कानों 
के पास से गज़रे । तीनों सेनापति समभ गए, पाँव में 
नमस्कार के पदचात्‌ अश्रजुन कुशल, क्षेम पूछ रहा है। 
विचित्र दृश्य था । 

१२३. पाण्डवों का पता लग जाने पर विराट्‌्-राज 
ने अपनी कन्या अर्जज को देनी चाही | अश्रजन सच्चरित्र 
क्षत्रिय था । वह इस कन्या को पुत्री के समान पढ़ाता रहा 
था । उस ने कहा । कन्या को अपने पुत्र के लिये लेता हूँ । 
उस हीन-काल में भारती संस्कृति का यह उज्ज्वल चिन्ह है । 


( ७४६ ) 


१२४. जहाँ एक ओर पतन की पराकराष्ठा थी, वहाँ 
दूसरी ओर अभी ऋषि, मनि जीवित थे । वे वंदिक-विद्याश्रों 
की रक्षा कर रह थे । कृष्ण देपायन व्यास ने पूरा बल 
लगाया कि भारत-यद्ध न हो । उन्हों ने धतराष्ट्र को कहा, वेद 
में वध अच्छा नहीं माना गया । यद्ध नहीं होना चाहिए । 
पर काल प्रवल हो रहा था । अनेक ऋषि, म्‌नि दुर्योधन 
को समभाते रहे । पर सब निष्फल था। कुरुक्षेत्र के 
स्थान में युद्ध ठन गया । 


2२५. युद्ध से पर्व की रातज्ि--रात्रि का झारम्भ था। 
युद्ध-शिवर में दुर्योधन का राज-दरबार लग रहा था । दुर्योधन 
भोष्म की ओर सम्बोधत करके कहा ! महासेनापते ! 
कल से यद्ध प्रारम्भ होगा । आप यह सात अक्षौहिणी शझत्र- 
सेना (लगभग २० लाख) कितन दिन में समाप्त कर 
सके । महासेनापति बोला । राजन्‌ में वृद्ध (१७० वर्षीय) 
हूँ । सरल प्रुद्ध करूंगा । दस सहख्न छात्र मार कर रात्रि 
को भोजन किया करूँगा । पर यदि अपस्त्र-युद्ध आरंभ हो 
गया तो एक मास में शत्र-सेना समाप्त कर सकता हूँ । 
पर दूसरी ओर अर्जुन है श्र उस का रक्षक महाबल 
विष्वकसेन कृष्ण है । वह उन की रक्षा करेगा । नहीं कह 
सकता क्या होगा । 


यह प्रश्न द्रोण से किया गया । वह बोला, में अधिक 
वृद्ध (४०० वर्ष का) हूँ । मेरा सामथ्यं भी इतना ही है । 
कृपाचायं अ्रदि से भी यही प्रश्न हो रहा था । 


दूसरो ओर--इतने में चरों ने युधिष्ठिर को समांचार 
पहुँचाया कि दुर्योधन के दरबार में सेनापतियों की शक्त्ति 
का संतुलन हो रहा है । यूधिष्टठिर ने अर्जन की शोर देखा । 
अर्जुन आसन से उठ कर खड़ा हुआ । वही प्रश्न किया गया । 


( ७४७ ) 


अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर दृष्टि डाली । दोनों के मुखमण्डल 
पर मुस्कान झ्राई । भ्रजुन उत्तर में बोला । राजन, सरल युद्ध 
करूँगा । पर यदि अस्त्र-युद्ध आरम्भ हो गया, और समय 
श्राया तो में श्रांख की निमेष-मात्र में लगभग तीस लाख 
शत्रु-सेना समाप्त कर सकता हूँ । मेरे पास पाशपतास्त्र है। 
यह अस्त्र न पितामह के पास है, न द्रोण के । आचाय॑े कृप भी 
इसे नहीं जानते । 

धनुवेंद ज्ञान की यह चरम-सीमा थी । 

व्यूह-रचन---भा रत युद्ध में सेनाएँ प्रति प्रातः व्यूहों में 
सज जाती थीं । रात्रि को ही सब सेनापतियों को श्राज्ञाएँ 
मिल जाती थीं । किस ने कहाँ पर अयन में ठहरना है। 
नक्शे सब को मिल जाते थे । प्रात: महासेनापति घोड़े पर 
सवार प्रधान स्थान स्वयं देखता था । तत्पश्चात्‌ वह अपने 
तम्बू में श्रा कर कवच झादि धारण करके सज्जित होता था, 
और रथ पर चढ़ कर सेना-मुख पर आ खड़ा होता था । 


गीता-उपदेश 
१२६. युद्ध के प्रथम दिन प्रातः काल ही एक विलक्षण 
घटना घटी । श्री कृष्ण और श्रर्जुनु एक रथ पर थे। रथ 
सेनाओ्रों के मध्य में खड़ा था । अर्जुन ने चारों ओर अपनी 
दृष्टि फेरी । उस के हृदय में कइ्मल प्रविष्ट हुआ | वह 
उदासीन हुआ । युद्ध से उस की वृत्ति फिरी | क्षत्रिय-वीर 
मुनि-वृत्ति की ओर जाने लगा । कतंव्य से पतित होने लगा । 
वर्णस्थ श्रपने धर्म को छोड़े, उस का श्री गणेश होने वाला था । 
गो-ब्राह्मण के रक्षक आर वर्ण-धम की मर्यादा के स्थापक 
भगवान्‌ पास थे | उन के हृदय में करुणा श्राई। बस फिर 
क्या था । अलोकिक ज्ञान का उपदेश झ्ारम्भ हुआ । भगवान्‌ 

ने आत्म-ज्ञान का मधुर गीत गाया । 


( उ८ ) 


१२७, वेद में जो रहस्यमय उपदेश है, उसकी व्याख्या 
उपनिषदों में है। उपनिषद्‌ का सार गीता है । कहा है, 
उपनिषदें गौएँ हैं श्रौर कृष्ण उनका दोग्धा (दोहने वाला) 
है। गीता में सांख्य-योग ज्ञान का सामञ्जस्य बताया गया 
है। पच्चीस तत्त्वों के सांख्य-ज्ञान की व्याख्या है। मोक्ष 
का सीधा उपाय है, ज्ञान और कम के फल की वासना 
का सर्वथा त्याग । संग-त्याग की महिमा और भअ्रकमंण्यता की 
गीता में निन्‍दा है । 

- ११८. गीता का उपदेश श्रीकृष्ण ने दिया और इलोकों 
में उपनिबद्ध किया इसे वेद व्यास ने । वेद व्यप्स एक 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे। योरोपीय लेखकों ने उनके अस्तित्व 
में सन्देह उत्पन्न करने के अनेक उपाय बतें हें। पर यह सब 
पक्षपात और मिथ्यात्व का परिणाम है । 

गीता का पाठ करने वाला, विवस्वानू, मन, हइृक्ष्वाकु , 
कपिल, स्कन्द, भृगु, देत्य प्रक्ताद, मुनि व्यास, कवि उद्दना श्र 
अ्सित देवल आदि को ऐतिहासिक परुष मानता है। गीता ने 
जहाँ एक ओर ज्ञान की गंगा बहाई है, वहाँ प्रसंगतः भारतीय 
इतिहास के भ्ननेक श्रंंशों की भ्रनपम रक्षा की है । योरोपीय 
लोग तो हमारे पुरातन इतिहास को नष्ट कर ही चुके थे । 
पर गीता ने ऐसा नहीं होने दिया-। 


१२६. गीता करा भारत पर असाधारण प्रभाव पड़ा 
है । भागवत धर्म का समावेश गीता में है । भागवत धर्म 
नारद श्रादि से चला । श्रीकृष्ण और दीघेंजीवी नारद 
दोनों अभिन्‍न-हृदय सखा थे । दोनों के विचारों में ऐक्य 
स्वाभाविक था । शअ्रतः गीता में भक्ति-धमं का उल्लेख है । 
मन के निग्नरह का उपाय बता कर स्थिर-बुद्धि भ्रथवा स्थिर- 
प्रश होने का विधान है । 


( ७६ ) 


१३०. योग की विभूतियों का संकेत संख्या ११० की 
सिद्धिया-शीर्षक प्रसंग. में हो चका है। उन्हीं सिद्धियों के 
आधार पर श्रीकृष्ण ने अर्जन को अपना विराट-स्वरूप 
दिखाया । यह स्वरूप दुर्योधन की राज-सभा में भी दिखाया 
गया था । उस समय भगवान्‌ सन्धि के निर्मित्त दूत-कम 
के लिए वहाँ गए थे। विराट-स्वरूप का दर्शन भाग्योदय का 
फल है । शभ्रर्जुन कृतकृत्य हुआ । 

गीता का सारा उपदेश २०-२५ मिनट में हो गया । 
सुनने वाला ग्राह्म-बुद्धि था । कहने वाला भी संसार में 
दूसरा न हुआ, न होगा । विचित्र छुटा होगी । शिष्य-भाव 
से अर्जुन ने संसार-मात्र का कल्याण किया । 


गीता का प्रभाव--गीता का प्रभाव भारत पर पड़ा 
ही, इसके अतिरिक्त यह प्रभाव संसार-मात्र में फैला । 
गीता का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ । 
पिपासू हृदयों की प्यास बुी | दुःखियों का दुःख हरा गया । 
उदास लोगों में जीवन की स्फरति जगी । शतशः मनों से 
मृत्य का भय भाग गया । 


जमन-कमारी की कथा--जोजेफ बबंर नाम क॑ भ्रन्तर्रा- 
ष्ट्रिय ध्मं-नियम (कानून) के एक महान्‌ विशेषज्ञ हें । हर 
हिलटर उनका परामरश लिया करता था । सम्प्रति वे भारत 
में हैं। श्रपने प्रथम समागम में मेंने उनसे पूछा, प्रिय 
महाशय ! आप भारतीय बातों की ओर कंसे भक | उत्तर 
में वे बोले 

बलिन पर विमानों द्वारा बम गिर रहे थे । कारणवश 
में रक्षा-गृह के ऊपर खड़ा था । एक बम रक्षा-गृह के कोने 
पर पड़ा । 

विमान लौटे गये । साईरन बजे । रक्षा-गृह के भ्रन्दर 


( ८छ० ) 


ठहरे व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाने के लिए दौड़ रहे थे । 
उस बम गिरने के स्थान के पास ही एक युवती देर से खड़ी 
थी । वह दौड़ी नहीं । में श्राश्वर्य-चकित उसके पास पहुँचा । 
पूछा आप जाती नहीं हैं ? वह बोली, नहीं । क्‍यों ? लोगों की 
गति देख रही हूँ । क्‍या तुम्हारे मन में भय नहीं है ? युवती 
बोली, अ्रणुमात्र नहीं। मेंने अधिक आ्राइचय में कहा, क्‍यों ? 
उसने श्ान्त-भाव से उत्तर दिया, महाशय, मेंने गीता पढ़ी 
है । मृत्यु और जीवन मेरे लिए एक समान हैं। मेरे रोंगटे 
खड़े थे। में सोच नहीं सका कि ग्रन्थ पढ़ने का इस पर 
कैसा प्रभाव हुआ । बस उसी क्षण से मेरे हृदय में आये 
संस्कृति के प्रति श्रद्धा जम गई । में गीता पढ़ता हूँ । 

जमेन महोपाध्याय की बात सुनकर मेरे भी रोमाड्व 
हो भ्राया । मेंने मन-ही-मन श्रीकृष्ण को नमस्कार किया । 
धन्य हो, महाराज ! पाँच सहस्न वर्ष हो गये आप का उपदेश 
सेंकड़ों भक्तों का उद्धार कर रहा है । 

गीता में वेदान्त है, पर शांकर-बंदान्त नहीं । प्राचीन 
सांख्य-सद्श वेदान्त से गीता अलंकृत है । 


पद्ाभारत ग्रन्थ 

१३०, महाभारत शतसाहस्री संहिता है । इस में 
मूलभाग पारम्पये-विशेषज्ञ भगवान्‌ व्यास का है। शेष भाग 
वेशंपायन और उप्रश्नवा सौति का है । ये दोनों उनके साक्षात्‌ 
शिष्य-सम्प्रदाय में थे । महाभारत में थोड़ा प्रक्षेप भी है पर 
गत पाँच सहस्न वर्ष में भारत ने इस महान्‌ ग्रन्थ की बड़ी 
रक्षा की है। इसमें अठारह पते हैं । व्यास कहते हें कि प्राचीन 
ज्ञान में से जो यहाँ नहीं, वह कहीं भी नहीं । महाभारत 
प्राचीन इतिहास का श्रद्धितीय भण्डार है । सष्टि-उत्पत्ति[से 
लेकर जनमेजय के काल तक की घटनाएँ इसम सुरक्षित हें । 


( ८5१ ) 


इसम आरार्य-जीवन का मुह-बोलता चित्र है । संस्कृति की 
छाया सबंत्र अनप्राणित है । 

यह इतिहास है, और संसार का श्रेष्ठतम इतिहास 
है । व्यास स्वयं कहता है--यह श्रेष्ठ अर्थशास्त्र है, परम 
धमंशास्त्र है, यह पृण्य मोक्ष-शास्त्र है, और श्रुति के श्र्थो 
से उपब्‌ हित है। योरोप के लोगों ने इस की प्रामाणिकता 
नष्ट करने के लिए लाखों रुपए व्यय किए हैं । पर भारत 
की पृण्य भूमि के विद्वानों ने उन की सुनी नहीं । कतिपय 
प्रेंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोगों तक ही यह विचार सीमित रहा है । 

महाभारत के एक ही इलोक में धर्म का सार अति 
सुन्दर शब्दों में वणित है-- 

धर्म का सर्वस्व सुनो । सुन के उसे धारण करो । श्रात्मा 
के प्रतिकूल दूसरों से व्यवहार न करो । जो बात तुम अपने 
लिए ठीक नहीं समभते, उसे दूसरों के साथ न करो । इति । 

महाभारत की कथा, पाठशालाझ्रों, मन्दिरों, और 
राजकीय स्थानों में सहस्रों वर्षों से होती झ्राई है। आज भी 
इस की कथा को सुनने के लिए सहस्नों नर-नारी एकत्र हो 
जाते हें । भारतीय-संस्कृति की इस ग्रन्थ के द्वारा सदा रक्षा 
होती आई है । 

भारत के शतशः उत्त रवर्ती कवि महाभारत के अ्ननुजीवी 
हैं ! भास, कालिदास, भारत्रि नें अपने ग्रन्थों की सामग्री 
महाभारत से ही ली है । 

१३१. वासुदेव ऋष्णश--महाभारत में क्रृष्ण का 
उज्ज्वल चरित्र बहुत सुन्दरता से वर्णित है । लिखा है, श्री 
कृष्ण कर्म-बन्धन से नहीं जन्मे । उ.हों ने अपनी इच्छा से 
जन्म लिया । वे मुक्त थे । ऐसे ही एक दूसरे महात्मा 
पञ्चशिख का उल्लेख भी महाभांरत में है। ये लोग जन्म 
से सब विद्या-वित्‌ होते हें । 


( ८छर ) 


कष्ण की नीति का महाभारत में विशेष रथान है । उन्हें 
राजनीति का अपार पण्डित कहा गया है। उन्हीं की नं!।ति 
के बल से जरासन्ध मरा, कौरब परास्त हुए | अनेक असुर 
मारे गए । अधर्मी को मारने के लिए व छल का उपदेश देते 
दिखाए गए हैं । वे गो-ब्राह्मण रक्षक, यज्ञ-रक्षक और वेद- 
रक्षक थे । उन्हों ने स्वयं कहा है में यज्ञ-ध्वंसक को 
मारूुगा । जब उन का काम हो चुका, तो उन्हों ने ग्रपनी 
इच्छा से प्राण त्याग दिए । उन्हें संसार से मोह नहीं था । 


१३२. व्यास--ट्गायन व्यास दूसरा महाप्रुष है 
जिस का विस्तृत उल्लेख महाभारत में है । वह भी स्वयं 
आगत-ज्ञान था । पर आये-मर्यादा की रक्षा के लिए उस ने 
चचा जतुकर्ण से विद्या पढ़ी । भारतीय मर्यादा है कि विद्या 
गरु से ली जाए। श्री कृष्ण न भी सांदीपनि गुरू से श्८ दिन 
विद्या पढ़ी थी। पञ्चशिख न भी आसुरि स ज्ञान ग्रहण किया 
था । ये सब लोग जन्म से ही सिद्ध-विद्वान्‌ और ज्ञानी थे । 

व्यास ने वेद-शाखा प्रवचन किया । उन्हों ने धर्म-शास्त्र 
आदि लिखें। महाभारत-सदश् अ्रनपम इतिहास लिखा । 
प्राण की मल-सरंहिता व्यास ने रची । वे विद्याग्रों के भण्डार 
और योगेइवर थ । उन क्रो योगज-शक्त के ग्रनेक दृष्टान्त 
महाभारत ग्रन्त्र में पाए जाते हैं । उन का पुत्र शक वीत- 
राग-शिरोमणि हो गया । उस ने संसार से उपरत हो कर 
पिता के सामने स्वेच्छा से यह नश्वर-शरीर छोड़ दिया । 


१३३. द्रोण ओर उन का अथंशाखत्र-भारत-यद्ध-काल 
के तीसरे महापुरुष भरद्वाज-पुत्र श्राच।ये द्रोण थे । इन्हों ने 
झायवंद के संहिताकार अग्निवंश म॒ति से धनर्वेद शझ्रादि की 
विद्या प्राप्त को थी । ये वेद के पण्डित और अर्थशास्त्र के 
आचाये थे। इन का अर्थशास्त्र भारद्वाज अर्थशास्त्र के नाम से 


( एरे ) 


प्रसिद्ध है । विष्णुगुप्त-कौटिल्य अपने अ्रथशास्त्र में इन 
का मत प्राय: उद्धृत करता है । उस समय के लगभग 
सब क्षत्र के ये गुरु थे । धनुवेंद के मानो श्रवतार थे ।. 
गुड़गाँव अथवा प्राचीन गुरुग्राम इन का निवास-स्थान था । 
परहाभारत में एक आश्रम का दृश्य--पआ्राश्रम में अनेक 
विभाग होते थे | महाभारत में उन के नाम लिखें हें-- 

(१) अग्निस्थान, अग्निहोत् का स्थान । (२) ब्रह्म- 
स्थान, वद पाठ और ब्राह्मण ग्रन्थों के अ्रध्यापन का स्थान । 
(३) विष्णु स्‍थान । (४) महेंद्र स्थान । (५) वेस्वत 
स्थान । इत्यादि । इन में विभिन्‍न विद्याएँ पढ़ाई जाती थीं । 

१३४. भारत-युद्ध में आये-संस्कृति का नाश-विशेष 
हुमा । भीष्म, द्रोण, भूरिश्रवा, द्रुपद, धृष्टययुम्त सदश विद्व!न्‌ 
नष्ट हुए । भारतीय क्षात्रतुलों में विधवाएँ रह गई । शोक 
की घटा सारे भारत पर छा गई । राज-सिहासनों पर 
बालक बेठे । पुराना बेभव लौटा नहीं, दिन-दिन क्षीण होता 
गया । दुर्योधन के पाप का फल उग्र-रूप धारण किए था । 

महाभारत काल तक शक, काम्भोज, पारद (?&॥॥.]88), 
दाबर, पल्‍लव, तुषार, यवन, दरद, मद्र, पुलिन्द, आन्ध्र, 
द्रमिड (द्राविड), बबेर, किरात, कोल, खष गआादि क्षत्रिय 
जातियाँ म्लेज्छ हो चुक्री थीं। इन में से अनेक भारतीय 
सीमाश्रों से परे और कुछ भारत में थीं । 

मोहेझ्ञोदरो--पूर्व प्रसंग संख्या ४० में हड़प्पा और 
मोहेजजोदरों के विषय में लिखा जा चुका है । यहाँ के 
योद्धा भारत-युद्ध में लड़े थे। इन का सम्बन्ध दानवासुर 
विप्रचित्ति के काल से असुरों से चला श्रा रहा था । इन 
की आ्रासुरि-लिपि का उल्लेख पुराने ग्रन्थों में मिलता है । 
आज भी हडप्पा श्रादि से मिली मुद्राओं पर की लिपि का 
सादृश्य सुमेर की लिपि से दिखाया जा सकता है । 


इदादश अध्याय 
आपषं-काल की समाप्ति 


१३४. गत पष्ठों से स्पष्ट हो चुका होगा कि भारतीय 
संस्कृति का आधार आर्ष-उपदेश रहा है । व ऋषि अरब 
न्यन हो रहे थे । उन के अन्तिम दशन हमें भारत-यद्ध के 
लगभग २०० वर्ष पदरचात नंमिषारण्य में होते हैं । यह महान 
अ्रण्य सहस्रों वर्ष तक ग्राषे-संस्कृति का कंन्द्र स्थान रहा 
है । वतमान लखनऊ के पास यह अरण्य होता था । इस 
में सहस्नों ऋषि-मुनियों की कुटियाएँ थीं , जिस काल 
का उल्लेख हम कर रहें हैँ, उस काल में यहाँ कुलपति 
शौनक का निवास था । कुलपति उम् महापुरुष को कहते हें, 
जो दश-सहस्र छात्रों को भोजन-वस्त्र दे कर उन के अध्ययन 
का प्रबन्ध कर सके । स्वनामधन्य शौनक ऐसे ही सज्जन थ । 


१३६. वे एक दीघे-सत्र कर रहें थे | उन के यज्ञ को 
बड़े-बड़े क्रांष और विद्वान अपने आगमन से सुशोभित करते 
थे। ऋषि लोग शास्त्र-वार्ता भी करत थे। अनेक नए रचित 
शास्त्र ऐसे प्रवसरों पर सुनाए जाते थे । ऋषि उन पर सम्म त 
देते थे | भ्राजकल क समान प्रत्येक पुरुष को कागज़ काला करने 
का अधिकार नहीं था। भगवान जशौनक ने ऐसे ही एक 
अवसर पर अपना ऋक प्रातिशाख्य सुनाया था | शौनक 
ऋग्वेद की दश अनक्रमणियाँ बनाने वाला था । उस ने 
ग्राथथण आदि शाखाओं का प्रवचन किया था। 


१३७. शिष्य--शौनक के दो तेजस्वी शिष्य थे। वे 
थे, आइवलायन और कात्यायन । इन ग्रौर अनेक शिष्यों 
से घिरे शौनक जी विद्या-अ्रध्ययनाध्यापन में रत रहते थे। 
यज्ञ के समय यज्ञ होता था । 


( पए४ ) 


पुगण-प्रवचन 

१३८, अनेक ब्रह्मगादी समय-समय पर प्राण का प्रवचन 
कर चुक्रे थ। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार श्रथर्वाज्धिरस 
ऋषियों ने इतिहास पराण कहे थे । उन्हीं की परम्परा में 
व्यास जी ने एक प्राण-संहिता बनाई । उस में आख्यान 
उपाख्यान और पुरातन गाथाएँ थीं । यह संहिता उन्होंने 
अपने शिष्य रोमह्षण को पढ़ाई । रोमहषण के छः: शिष्य 
थे । आत्रेय, सुमति और कश्यप ग्रकृतत्रण आदि । रोमहर्षण 
का पत्र उम्रश्नवा था । रोमहषेण ने एक मूल पराण-संहिता के 
छः पाठ किए और एक-एक पाठ अपने एक-एक शिष्य 
को पढ़ाया । उग्रश्नवा सब पाठ जानता था । इस प्रकार एक 
प्राण की छ: संहिताएँ बनीं । इन में से अधिकांश संहिताएँ 

चतु:साहस्नी थीं । 
स्मरण रहें कि अ्रति प्राचीन पराणस्थ गाथाएँ ही वरततमान 
ब्राह्मण ग्रन्थों मं, गाथा म गाया है, ऐसा लिख कर उद्धत 
गई हैं । भारत म॒ वंश-विदों और काल-दब्िदों के सम्प्रदाय 
थे । कौन कब हुप्ना. यह ज्ञान कालविद्‌ सुरक्षित रखते थे । 


१३६८. उम्रश्नवा ओर शोनऋ--उग्रश्नवा ने उन 
संहिताग्रों का प्रवचन शौनक के दीघें-सत्र में किया । उम्रश्नवा 
को सौति कहते हैं । उम्रश्नवा के सुनाए प्राणों में वायु और 
मत्स्यादि हैँ | वतेमात पराण और उपपुराण उत्तर-काल में 
बने हैं । इन पर शव-शाक्त सम्प्रदायों का रंग चढ़ा हुआ है। 


१४०. सम्भव है, भ्रति प्राचीन पुराणों की सामग्री भी 
इन पुराणों में हो, पर शाक्‍्त आदि सम्प्रदायों का उल्लेख 
नया है । पराणों में उल्लिखित राज-वंशों का प्रमाण बड़े 
महत्त्व का है। इस प्रमाण के ग्राधार पर हीं भारत के सत्य 
इतिहास का निर्माण हो सकता है। प्राणान्तगंत वंशों के 


( छ६ ) 


अ्रतेक राजा ब्राह्मण ग्रन्थों में स्मृत हें । योरोप के लेखकों 
का कहना है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों में से राजाश्रों के नाम लेकर 
पुराणों में पीछे पे वश कल्परित किए गए हें । यह एक निरा- 
धार गप्प और गअ्रस॒त्य मनोजिनोद है । विद्वान इस की अव- 

लना करने हे । वर्तमान खोज ने सिद्ध किया है कि बद्ध से 
ले कर गृप्त राजाओं तक का वर्णन प्राणों में बहुत ठीक 
मिलता है। 

2४१. पुराणों म॑ विज्ञान की अनेक अ्रसाधारण बातें 
है | प्राण में लिखा है--समद्र से, वायू के वग से सर्य- 
किरण ग्राप' को बहा ले जाती हूँ। पराणों में ज्योतिष के अनेक 
चमत्कारपर्ण रहस्य लिख गए हैं । प्रलय की कथा का वर्णन 
प्राण में मिलता है । 

१४२. शौतक का दीर्ष-सत्र आषे-कराल के अन्त में हुआ । 
उस के पश्चात भारतीय इतिहास में भत-भव्य और भविष्य 
के जानने वाले ऋषियों का अ्रभाव ही हो गया । यास्क क 
निरुक्त में भी लिखा है कि ऋषियों का अभ्रभाव होन लग 
पड़ा था । तप को न्‍्यनता, जीवन की स्वच्छुता और सत्य 
ई वच्छेद से आपं-परम्परा ह्वास की ओर जा रही थी। 
इसीलिए दीघ-जीवी हाना समाप्त हो रहा था । श्रब लोगों 
की अ्रधिक।धिक आय १००-१५० वर्ष तक रह गई थी। उत्तर- 
काल में वह भी घटने लगी । 

आचार-पयादा 

१७३. आये जाति सहस्रों वर्ष तक जीवित रही औझोर 
ग्रब भो प्राण ले रही है, सेंकड़ों वर्षों की दासता इसे नष्ट 
करन में शभ्रसमर्थ रही, बीसियों बबर और दस्य-प्राक्रमण 
इस धरातल पर पहुंचाने में असफल हुए, निर्देयता की वर्षा भी 
इसे मिटा नहीं सकी, इस का कारण ,है । भूपृष्ठ पर यही एक 


( छऊ ) 


जाति है जिसने आचार-मर्यादा का कभी पूरा पालन किया 
गौर आज भी थोड़ा सा कर रही है। अ्रत: दंवी गति उस 
ग्राचार-नियम की रक्षा के लिए ही इसे जीवित रख रही है । 


१७४७. इस आचार, शील अथवा विनय की अ्रपनी 
महत्ता है। आये संस्कृति का इतिहास अधरा है, जब तक 
इस आचार-पक्ष का वर्णन नहीं होता, अ्रत: तीन यगों तक 
आचार का जो प्राधान्य भारत में रहा, उस का संक्षिप्त वणन 

गे किया जाता है। 

१४४. सम्पूर्ण भारतीय प्रजा प्रातरुत्यायी थो। ब्राह्ममहते 
मे उठना जीवन का एक अंग था । सूय उदय होन पर जागना 
पाप माना जाता था । जब प्रकृति जाग रही हो, तब मनुष्य 
साया रह, यह उलटों गंगा बहाना था । ग्रत: इस नियम का 
उल्लंघन कोई हत-भाग्य व्यक्ति ही करता, था | म्लेच्छ 
देशों में यह मर्यादा टूट चुकी थी । 

प्रात: उठ कर मल-त्याग, दन्‍तधावन और स्नान नित्या- 
चार था। पर स॑ पेर रगड़ कर पेर का स्वच्छु करना वर्जित 
था । इसे आय का न्‍्यन करने वाला कर्म समभा जाता था। 
खड़ होकर पञ-वत्‌ मत्र-त्याग बबर-कर्म माना जाता था। 
वर्षा कं चार मास पव॑तों सं गदला जल आने के कारण नदी- 
स्नान सवंथा वर्जित था । 

१४६. सम्पूर्ण लोग प्राय: पू्वं-दिशा की ओर शिर कर 
क॑ सोते थ । पश्चिम और उत्तर की ओर शिर कर के सोना 
निन्दित था । इस से स्वास्थ्य की हानि समझी जाती थी। 
इस का मल भमि के शअ्रन्दर की किसी भौतिक प्रक्रिया से 
सम्बद्ध है। सुश्रुत मनि ने विशेष लिखा है कि शल्य-क्रिया 
के समय शल्य-चिकित्सक रोगी का शिर पूर्व की ओर रखें । 

१४७. दिन के वस्त्र रात्रि को धारण नहीं किए जाते 


( ८८ ) 


थ । वास (पहनने के कपड़ ) सदा स्वच्छ और शुद्ध रखे जाते 
थे | घर में भी एक का पहना हुआ वसन कोई दूसरा नहीं 
इनता था । 


१४८, सन्ध्या, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, जप, पूजा पाठ, 
मन्दिर-गमन सकल भारत में प्रचलित रहा है। भारत में पूजा 
आदि कमं-हीन लोगों की संख्या अति थोड़ी रही है । 

१४६. सत्यता इस देश का भूषण रहा है, विशषतया 
ब्रह्मगों को सत्य-प्रिथ्ता । ह्यनत्साँग आदि चीनी यात्रि और 
दूसरे जिदेशी इस बात की मक्‍त-कण्ठ स प्रशंसा करते रह हैं । 
न्यायालय श्रर्थात्‌ धमे-स्थान मं जाकर कोई विरला ही अधप्षत्य- 
भाषण करता था । 

१५४०. विद्यार्थी गरू-भकत और गरु-सेवक, भत्य स्वामी- 
भक्‍त्र और सेवा-व॒त्ति यक्‍्त, पत्नि मधुर-भाषिणी और पतिप रा- 
यणा तथ/ राजा प्रजारंजक रहे हैं ।ये इन क आनार क 
ग्रंग थे । 

१४१. भारतीय-जन पगड़ी और जूता पहने कभी भोजन 

हों करते थे । वे सदा आाद्े-पाद खाते थे । हाथ मँह धो 
कर कुल्ला करके आसन पर बंठ कर खाने की प्रथा थी। 
आसन्दी (कुर्सी) पर बेठ कर कोई नहीं खाता था। पहले 
स्वल्प आचमन, मध्य में थोड़ा-थोड़ा जलपान किया जाता था । 
भोजन समाप्त करके हाथ-मंह धो कर, दांत परे स्वच्छु कर 
लिए जाते थे । 

१४२. भोजन प्रात:-सायं दो काल ही होता था । तीसरे 
काल में कोई दूध श्रादि पी लेता था । दो-काल का भोजन 
सौ वर्ष आय के देने वाला माना जाता था। पहले सब 
निरामिष भोजी थे । जब से मांस खाना चला, तब भी वथा मांस 
नहीं खाया जाता था । उत्तर-काल में सम्राट अशोक को भी 


( ८६ ) 


सप्ताह में दो दिन मांस-भक्षण त्यागना पड़ा था। ऋतु-ऋतु 
के अनसार भोजन बदलता रहना था । 

१४३. मार्ग म चलते हुए रोगी, दुःखी, वृद्ध, स्त्रों, भार- 
वाहक और विद्वान्‌ के लिए सदा रास्ता छोड़ दिया 
जाता था । 

बड़ों के भाने पर छोटे उठ कर खड़े हो जाते थे । 
पहले सदा छोटा अभिवादन वा नमस्कार करता था, पुनः 
प्रत्युत्तर में बड़ा बोलता था । 

१५७४. गो ब्राह्मण, अनल और अन्त को उच्छिष्ट पुरुष नहीं 
छुता था, और पवित्र मुख आदि भी इन को कोई पाँव 
से नहीं छुता था । भारतवष के सम्पूण पुरातन ग्रन्थ 
गो-ब्राह्मण के गरादर को आचार का श्रज्ध समभते हैं । 
गौ की अति पवित्रता का कारण है | द्य-लोक से भमि पर 
आए सोम का गो में बहुत अंश विद्यमान रहता है । 

१५४. पर-निन्दा से प्रायः सब ही परे रहते थे। पर- 
निन्दक घणा-दृष्टि से देखा जाता था । पर संद्धान्तिक 
भेद-भाव पर सप्रेम विचार-विनिमय सदा होता था । 
ऋषियों की अनेक सभाएँ हुई , जिन में सिद्धान्तो के निर्णय 
पर वाद-विवाद हुर। समाज में कठोर-वाक का प्रयोग न 
था । अनुद्वेगकर-वाक्य सवंत्र इलाघा का स्थान था। 


त्रयोदश अध्याय 
जेन मत-तीथकर पाश्वेनाथ 


१५४६. झ्राय राज्य की स्वच्छता दिन-दिन न्‍्यून होती 
गई । शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया। ऋषि-परम्परा 
विच्छिन्न हो गई ; ञ्राचार में त्रट्ि होन लगी । दुर्योधन 
ने स्वाथ-परता का जो बीज बोया था, वह उग कर वद्धि 
को प्र/प्त हो रहा था। ऐसे काल मे श्री पाश्वनाथ जी का 
प्रादुभाव हुआ । 

१५४७. भारत में जैन धर्म कोई नया मार्ग नहीं है 
हम पूर्व संख्या ६३ में लिव आए हें कि भववान्‌ सननन्‍्कुमार 
का जेन-परम्परा में बड़ा आ्रादर है । इसी श्र+र अति प्रा्च,न 
काल में अ्रन्य अनेक मुत्ति भी हो चुक थे, जो अहिसा के 
उच्वतन पक्ष को सदा उपस्थित करते रहे। एसे २३वें 
तीर्बद्भुर भगवान्‌ पाइ्वेताथ थे। वे वाराणसो के राजा 
अश्वसेन के पुत्र थे । तीस वर्ष गहस्थ रहने क॑ पश्चात्‌ व॑ 
भिक्ष हुए । ८४ दिन के तप के पश्चात्‌ उन्हं ज्ञान हो गया । 
पूर्ण सौ वर्ष झ्रायु भोग कर वगदेशस्थ सम्मेत पवृत पर उन्हों 
न देह त्यागी । उग्र तप कर क इन्हों ने उत्कृष्ट पद पाया । 
इन का प्रभाव दूर-दूर तक था । 

उन के उपदेश में चार बाते प्रधान थीं, ग्रहिसा, सत्य 
अस्तेय और सम्पत्ति-त्याग । 

तथागत बुद्ध ओर महावीर स्वामी 
(भारत-युद्ध से लगभग १३०० वर्ष पश्चात ) 
१४८, कपिलवस्तु पर राज्य करने वाले शाकक्‍्यों में एक 


योगेपीय लेखकों को कल्पना के अनुसार यह काल ४५० पूत्र-विक्रम 
था और मारतोय परम्परा के अनुसार १७०० पूव्वे-विक्रम । 








(६ अत 


महाराज शद्धोदत थे । उन की पत्नी का नाम माया था । 
उन के राजकुमार का नाम सिद्धार्थ था । राजकीय शिक्षा- 
दीक्षा के अनसार पल कर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से 
हुआ । उन का पुत्र राहुल हुआ । 


१५६. सिद्धार्थ आरम्भ से ही वीत-राग था । जन्म- 
जन्मान्तर के संस्कार उसे ऊँचे मार्ग की ओर ले जा रहे 
थ । अन्ततः सांसारिक नव्वरता देख कर सिद्धार्थ को तीक्र 
वेराग्य हो. गया । राजकीय-विलास, स्त्री-मोह, पुत्र-प्रेम, 
उस के लिए आकर्षण का स्थान नहीं रहे । वह प्रकृति का 
रहस्य समभने लगा था । उस ने गह-त्याग का निश्चय 
कर लिया । अरब वह २६ वर्ष का था । एक रात पत्नी को 
सोया छोड़, सम्पूर्ण वासनाञ्रों को विजय कर के वह घर से 
निकल पड़ा । 


१६०, सिद्धार्थ सांख्यमत के मानने वाले आचार्य 
आाराड़ कलाम के आश्रम में रहा । उस ने छः वर्ष कठोर 
तपत्या की । सातवें वर्ष में वह ज्ञानियों का सत्संग करता 
रहा । उस समय श्रनंक्र सन्‍्त-जनत तपस्या किया करते थे । 
उन से सिद्धार्थ का मल होता रहा । 


१६०९. अन्त में सिद्धार्थ को ज्ञान हो गया। उन के 
लिए जीवन का मार्ग खल गया । सिद्धा्थ बढ श्रर्थात्‌ तत्त्व- 
ज्ञानी बन गया । उन्हों न उस ज्ञान को अपन तक सीमित 
नहीं रखा । बद्ध ने अपने प्रथम आचाय आराड़ कलाम को 
खोजा । वह इस लोक से चला गया था। बढद्ध ने उपदेश 
ग्रारम्भ किया । पहला उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ 
में हुआ । बुद्ध ने शिव्य बनाने आरम्भ किए । पाँच ब्राह्मण 
उन के सर्वप्रथम दिष्य थे। दीक्षा के समय शिष्य तीन 
प्रतिज्ञाएँ (त्रिरत्तन) करता था । बुद्ध की शरण में आता 


( धर ) 


हँ । धर्म की शरण में झञ्राता हूँ । संब की शरण में 
आता हूं । 


१६२. बद्ध ने सांख्य-ज्ञान-प्रवतेकों की अनेक परिभाषाएं 
अपने उपदेश में सम्मिलित कर लीं । भिक्ष्‌ू, श्रमण, बुद्ध, 
बोधिसत्त्व निर्वाण, स्पर्ण, मध्यमा प्रतिपत्‌, प्रत्यय अ्रथवा 
हेतु तथा विनयी, वही परिभाषाएँ हैं । उत्तर-काल में बौद्ध- 
मत में अ्रठारह भद हो गए । इन्हे अष्टादश-निकराय-प्रभेद 
कहते हैँ । ये अ्रढारह भेद साक्षात्‌ सांख्य-सम्प्रदाय में विद्य- 
मान थे | अशोक से पर्व ही इन अठारह भेदों का अस्तित्त्व 
बाद्ध-मत के इतिहास म दिखाई देता है | बद्ध पर सांख्य- 
मत का प्रभाव ग्रवश्य था । 


१६३. पध्यम पाग-- इस का दूसरा नाम श्रष्टाँग मार्ग 
था । मध्यम मार्ग संज्ञा इस लिए थी, कि इस में सां-स्कि 
वासनाओं और वथा-तप के मध्य में चलने का आदेश था । 
तप से शरीर को सुखाना आवश्यक नहीं । श्रष्टांग मार्गे 
क॑ तीन भाग थे । पन्‍न, शील और समाधि । सत्य उद्देश्य 
सत्य सपभझ पन्‍न है । शील वही है, जो हारीत आदि सांख्य 
ग्राचार्यों का जीवन-स्वच्छुता का मार्ग था। समाधि में 
एकाग्रता और ध्यान का महत्त्व बताया गया है । 

ब॒द्ध पहला प्रसिद्ध पुरुष था, जिस ने श्ास्त्र-प्रमाण पर 
बल नहीं दिया । वह कहता था, वर्तमान वेद, पुराना यथाथ 
वेद नहीं है । पुराने बेद में यज्ञों में हिसा का विधान नहीं 
था । अतः शब्द प्रमाण से वह विमुख हुआ । उसने शअ्रपने 
त्रिकालज्ञ होने के भी संकेत किए 


१६४. प्राचीन काल में महर्षि जेंगीषव्य ने अपने 
सहस्रों पूर्व जन्मों का वृत्त सुनाया था । श्रीकृष्ण ने भी 
अर्जज को कहा था कि में अपने सम्पूर्ण बहुजन्मों को 


( ध्३े ) 


जानता हूँ । ग्रतः बद्ध ने अपने ज्ञानी होने के प्रमाण में 
अपने पू्व-जन्मों के वृत्त सुनाए। वें वृत्त उत्तर-काल में 
जातकों (जन्मों) के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


१६४. बृद्ध से पहले संस्कृत का प्राधान्य था। चारों 
वर्ण इसे समभते थे । अब युग के ह्वास से प्राकृतों की 
प्रवत्ति बढ़ रही थी। राज्य के सुव्यवस्थित न रहने से 
पठन-पाठन का पुराना क्रम कुछ टूट रहा था । संस्कृत 
पिछड रही थी । बद्ध शास्त्र से दर जा रहा था। श्रत:ः बद्ध 
ने उस काल में अ्रधिक प्रचलित प्राकत का आश्रय लिया । 
उसके उपदेश, संघ क नियम, विनय आदि की शिक्षा सब 
प्राकृत में होने लगी । 


१६६. बद्ध ने सामान्य जीवन पर सदा बल दिया । 
देश में श्रेष्ट पुरुष हों, व्यवहार स्वच्छ हो, ढोंग मिट, जन्म- 
मात्र से ब्राह्मण न माना जाए, प्रत्यत कर्म से कोई भी 
ब्राह्मण बन जाए, इन बातों पर उपदेश होने लगे । उस 
काल का ब्राह्मण हीन हो चका था । उसने अ्रपना जन्मगत 
अधिकार छिनता देखा । ब्राह्मण नं बद्ध के इस सत्य-वचन 
का, कि जन्ममात्र से ब्राह्मण नहीं होता 4िरोध किया । 


१६७. इस विरोध से एक संघर्ष उत्पन्न हुआ । यह 
संघर्ष पहले ग्रति साधारण था । पर उत्तरोत्तर इसकी वृद्धि 
हुई । जो बौद्ध-मत साधारण सुधार का मत था, वह स्वथा 
वेंद-विरोधी मत बन गया । 


१६८. तथागत बृद्ध ८० वर्ष तक जीवित रहा । 
ब॒द्ध के अनयायी ब॒द्ध-निर्वाण की झनेक तिथियाँ बतात हैं । 
चीनी यात्रो ह्य नन्‍ससाँग के काल में उससे ६०० से १५०० वर्ष 
पूवे तक की तिथियाँ मान्य हो गई थीं। बौद्ध-परम्परा में 


( ६४ ) 


विच्छेद इस भेद का कारण था । बद्ध के समय मगध में 
विम्बिसार और तदन अ्रजातदात्र कणिक राज्य करत थे । 
बन्ति में चण्ड प्रयोत और कौशाम्बी में उदयन का राज्य 
था । श्रावस्ति ( कोसल ) क राजा प्रसेनजित भी बद्ध 
भक्त थे । य राजगण बुद्ध के उपदश सुना करते थे और ब॒ृद्ध 
धर्म को राजाश्रय प्राप्त हो गया था। 
बुद्ध के उपदेशों का सब से पुराना उपलब्ध ग्रन्थ सुत्त- 
पिटक है । इसमे दीघ, मज्भिभ, संयुत्त, श्रद्धा त्त और खुड़डक 
नामक पाँच निकाय हैं । 


१६६, बद्ध के जीवन काल में बौद्ध-मन दूर-दूर तक 
नहीं फैला था । मध्य भारत और बिहार तक ही इस की 
सीमाएँ थी । पर बद्ध ने जो संघ स्थापित किया था, उसके 
परिश्रम से, बुद्ध के. कुछ काल पश्चात ही बौद्ध मत बहुत 
दूर तक पहुँच गया । 

अलबेलूनी लिखता है-- 

“पुराने काल में खुरासां, पसिस, इराक, मोसुल, सीरिया 
की सोमा तक का देश बौद्ध मतावलम्बी था | तब आधर बंजान 
से जरथुश्तर आगे बढ़ा । उसने बल्ख म॑ मग (श्रर्थात्‌-पारसी ) 
मत्र का प्रचार किया । उसका सिद्धान्त गशतास्प को रुचिकर 
लगा ।” इति 

जोरास्ट्र ने श्रमणों को अपना छात्र बना लिया । यह 
घटना ईसा से ५०० पूर्व से कहीं पुरानी है। वस्ततु: बौद्ध 
धर्म बहुत दूर तक पहुँच गया था। 

१७०. बद्ध के महा-परिनिर्वाण क पश्चात बौद्ध 
भिक्षशत्नों ने एक समिति बुलाई । वह राजगह में एकत्र हुई । 
उस संगीति वा समिति में ब॒द्ध का उपदेश एकत्र किया गया। 
इसके दो भाग थे, धर्म और विनय । धर्म भाग में विभिन्‍न 


(६ ६५ ) 


विषयों पर ब॒द्ध का उपदश संग्रह किया गया और विनय 
में भिक्ष-संघ के श्रावरण और शिक्षण पर सब ज्ञात सामगी 
एकत्र हुई । 

१?७9?. भिक्ष-संघक व्यवहार वा नियमों की छाप 
ईसा के मलशिष्यों और उत्तरवर्ती प्रचारकों पर बहुत पड़ी 
है । अन्य देशों में अपने मत का प्रचार करना बौद्ध भिक्षञ्रों 
और जेन मनियों का उदृश्य-विशेष बन गया था । इस्लाम ने 
यह भाव ईसाईयों से लिया है । प्रचार का भाव वस्तुतः भारत 
से फंला है । 

श्री ईसा का कथन कि मझू पर विश्वास करो और में 
तुम्हें तार दूँगा, बुद्ध के ठोक एसे कथन का रूपान्तर-मात्र 
है । वद्ध पर गीता का प्रभाव भी था। श्रीकृष्ण ने अर्जन 
को कहा था, सब धर्मों ( कतंव्याक्रतंव्य के उपदेश! ) को 
छोड़ कर मेरी शरण में आश्ो, में तुम्हे सब पापों से मुक्त 
कर दूंगा । 

हि न ए 
जन-धम 

१७२. श्री बद्ध कं समकालीन स्वनाम-धनन्‍्य, तपस्वी 
शिरोमणि भगवान वर्धमान महावीर थे। वे उसी परम्परा 
में थे, जिसमें श्री पाश्वनाथ हो चक्र थे। जन धर्म क वे 
चोबीसवें अ्रथवा अन्तिम तोथंड्ूर हुए है । 


१७३. उनका जन्म वंशालि के कुण्डग्राम मे एक सम्पन्न 
क्षत्रिय कुल में हुआ । उनके पिता का नाम रिद्धार्थ था । 
उनकी माता चेटक-राज की कन्या नत्रिशला थी ।॥ श्री 
महावीर जी न अपनी माता का नाम देवानन्द्ा भी कहा है। 

ले गृहस्थ रहकर, फिर वेराग्य की पराकाष्ठा के कारण 
उन्होंने तीस वष की अवस्था में अपने माता-पिता के स्वगें- 
बास क परचात्‌ गृह-त्याग कर दिया | व श्रनुकम्पा के समुद्र 


# 


( ६६ ) 


थे, तप के भण्डार और ज्ञान के पिपास । सर्वज्ञ होने पर 
गन वस्त्र त्याग दिये और उपदश आरम्भ किया । उनका 
जामाता उनका पहला शिष्य था । 


१७४. महावीर स्वामी ने मगध, विदेह और अ्रंग में 
अपने धर्म का प्रचार किया । उनकी मत्यु पावापरी (जिला 
पटना) में हुई । वर्तमान जन-गणना के अनुसार उनका 
काल विक्रम से लगभग ५०० वर्ष पूर्व का है । पर प्राचीन 
जन-गणना के अनुसार बहुत पहले का था । महावीर जी 
क॑ काल में गोषाल ञ्रादि तपस्वी भी थे । ये महावीर जी का 
विरोध करते थे। गोषाल तापस आजीवक सम्प्रदाय का 
प्रसिद्ध आचाये था । बौद्ध ग्रन्थों में गोशाल और महावोर जी 
क मर्तो का खण्डन बहुधा मिलता है । 


१७५. भगवान्‌ महावीर स्वामी अहेन्त ने श्री पाइवेनाथ 
के मत की अनेक बातों का प्रचार किया । उनकी चार 
ग्राज्ञाओं के साथ उन्होंने ब्रह्माचर्य बत्रत और शद्ध-जीवन पर 
बडा बल दिया । बारह वर्ष के उग्रतप के पदचात 
उन्होंने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया था । इसी उग्र तप के लिए 

ढ्रोंने संसार को प्रेरित किया । भगवान्‌ महावीर ने 
ज्ञानी होने के एक वर्ष पश्चात्‌ वस्त्रेषणा त्याग दी ।वे 
अचेलक ( निवंस्त्र )हो गए 

वर्ष क आठ मास घम-घम कर उपदेश देते थे, और 
चानुर्मास्य में भारत के पर्व के किसी एक नगर के समीप 
उपाश्रय करते थं। ७२ वष को अवस्था में पावा स्थान पर 
श्री भगवान्‌ महावीर जी ने यह नश्वर शरीर त्यागा | 

१७६. महावीर स्वामी क ग्यारह प्रधान शिष्य थे। 
उन में से श्रुतकवली, गौतम स्वामी प्रथम गणधर हुए । 
तत्पश्चात्‌ सूधर्मा स्वामी (लोहाये) जन मत के गणधर 


( ६७ ) 


हुए । व भी केवल-ज्ञानी हो गए 

१७७. महावीर जी के देह-त्याग क कुछ काल पद्चात्‌ 
जेन यतियों ने पाटलीपूुत्र में एक सभा बुलाई। उसमें 
प्रथम बार जैन-वाचना हुई। द्वादशाज्भ शास्त्र एकत्र किया 
गया । जैन धर्म में भद्रबाहु श्रादि महापुरुष इन अज्ों के ज्ञाता 
हुए थे । ज॑न शास्त्र को जन आगम कहते थे। वह मल शास्त्र 
नष्ट हो गया है। पर उसका रूपान्तर श्रद्ध वाडःमय के 
रूप में विद्यमान है। आचाराज्ध और सत्रकृताज़ ऐसे श्रन्‍्थ 


हें । 
१७८. जन धर्म के कुछ सिद्धान्त सांख्य से मिलते हें, 
परन्तु उनका प्रधान वाद स्याद्वाद था । इसका श्रर्थ है, “हो 
सकता है ।” तदनसार प्रत्येक समस्या के अनेक पक्ष हो सकते 
हें । जेन आचाये सृष्टि-कर्ता ईश्वर को नहीं मानते । वे 
आत्मा और पृनर्जन्म को मानते थे । राग का नितान्‍्त परि- 
त्याग जन धर्म का अद्भ-विशेष है । धर्म-लाभ अथवा पुण्य- 
शीलता प्रतिक्षण ध्येय मानी गई है । तपस्या के द्वारा 
नति करते-क रते आत्मा केवली अवस्था को प्राप्त करता है। 
जन लोग तीथंड्भूरों की मूत्ियां पूजते थे। यह पूजा 
अति प्राचीन काल से जनों में चली आई है। मर्तियों की 
स्थापना मन्दिरों में होती थी । 

१७६. श्री महावीर अहेन्त अद्ध मागधी भाषा में उप- 
देश देते थे। यही भाषा उत्तर-कालीन जन मुनियों की 
भाषा रही । जैन सम्प्रदाय ने अनेक पारिभाषिक दाब्द 
पुराने वाइमय से लिए हैँ। निग्न॑न्थ और उत्सरपिणी तथा 
अवसपिणी ऐसे ही शब्द हें । 

जनों के दो प्रधान सम्प्रदाय बन गए, व्वेताम्बर और 
दिगम्बर । इवंताम्बरों का सम्बन्ध श्री पाश्वेनाथ जी के 
सम्प्रदाय से अधिक था, और दिगम्बरों का भगवान्‌ 


( ध्८घ ) 


महावीर जी से । कालान्तर में जेन म॒नि अनेक संघों में विभक्‍त 
हो गए । 

१८०, भारतीय चरित्र--बौद्ध और जैन मतों ने भारतीय 
चरित्र को नीचे जाने से कुछ रोका । चरित्र का स्तर 
ग्रधिक नहीं गिरा । स्त्रियों मे लज्जा, प्रजा में सत्य, व्यवहार 
में शद्धि सब वेसे ही रहे, जैसे प्राचीन काल में थे। समय 
के कारण इन में थोडा दोष आया, पर इन मतों ने प्रचार 

चता का किया । राजा व्यसनी होने लग पड़ थे । 
बिम्बिसार आदि ऐसे ही राजा थे । झ्राये क्षत्रियों का सुचरित- 
ब्रत भ्रब नीचा हो गया । 


चतुदंश अध्याय 
भागवत धर्म 


१८१. अति प्राचीन काल से पाञ्चरात्र नाम का 
एक मत भारत में प्रसिद्ध आ रहा था । महाभारत में इस 
मत का उल्लेख मिलता है । छान्‍्दोग्य उपनिषद में इस का 
अथवा इस से मिलते-जलते किसी एकायन-मत का उल्लेख 
है । महाभारत कं शान्तिपवे में भी एकायन धर्म का उल्लेख 
है । इन मतों में भक्ति-प्रधान थी । इन के उपदेष्टा 
नारायण, सनत्कुमार, नारद और असित-देवल आदि थे । 


१८२. पहले ये मत वंदानुकल थे। इन के उपदेष्टा 
आझाय ऋषि वेद में आदर-ब॒ुद्धि रखने वाले थे । पर शने 
दाने: ये बंद से परे होते गए । तथापि स्वथा वेंद-विरोधी 
नहीं हुए । इन में भक्ति, अहिसा, वीत-रागता, सत्य, 
ब्रह्मचयें आदि का उपदेश सदा बना रहा । जब बौद्ध और 
जन मतों से वेद की सर्वथा अवहेलना हुई, तो ये सम्प्रदाय 

गवत धर्म की पताका तले पनपने लगे । 


१८३. भागवत धर्म में कृष्ण और बलदेव ग्रथवा 
सदड्धूषंण की पूजा और आराधना का विधान है । क्रृष्ण की 
महिमा महाभारत काल से ही चली आई थी । वे विष्ण का 
अंश भी कहें जाते थे । श्रतः एक प्रकार वैष्णव मत का 
एक रूप ही भागवत मत था । इस का अर्थ है, भगवान का 
मत । इसे सात्वत धम भी कहते थे । कारण, श्री कृष्ण का 
कुल सात्वत कुल था । उस कुल का मत होने से यह नाम 
पड़ा । इस कुल के तीन अ्रन्य व्यक्ति भी इस भागवत धर्म 
के मूल-पुरुषों में गिने जाते हें । वे थे प्रद्यम्न, साम्ब और 


९ 


अनिरुद्ध । ये तीनों श्री कृष्ण के पत्र थे। 


च्छ 


( १०० ) 


इस मत में परुषों की मतियाँ बनाने का पूरा विधान है । 

१८४. भागवत धर्म में अहिसा, भक्ति और मतिपूजा 
का विधान है । अहिसा के कारण हो निरामिप-भोजन वाले 
भोजनालय आ्ाज भी वेष्णव भोजनालय कहाते हैँ । वासुदेव 
में भक्ति रखने वाले को वासुदेवक कहते हैं, यह नियम पाणिनि 
मुनि न दर्शाया है। मतिपूजा के कारण भागवतों के अनेक 
मन्दिर भारत में थे । विष्ण॒धरमोत्तिर ग्रन्थ में भागवतों 
महापुरुषों का वर्णन है। पृज्य विष्णगप्त क अर्थ-शास्त्र में 
संकषण-भकत तापसों का उल्लेख है । 

१८५. विष्णु का गरुड़ध्वज प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण की 
ध्वजा पर भी गरुड़ का चित्र रहता था । इसी कारण 
गरुडध्वज नाम का एक स्तम्ब विक्रम सं लगभग १५० वर्ष 
पूर्व तक्षशिला निवासी हेलियोडो रस नामक एक यवन राज- 
पुरुष ने बेसनगर (ग्वालियर) के विदिशा स्थान में 
बनवाया था । इस पर का शिलालेख आज भी पढ़ा जा 
सकता है । भागवत धर्म पर गीता की छाप भी पड़ी थी । 


१८६. इस मत के पाञचरात्र रूप पर प्रकाश डालने 
वाले अनेक संहिता ग्रन्थ आज उपलब्ध हें । यथा-श्रहिब्‌ ध्त्य 
संहिता, जयाख्य संहिता, ईश्वर संहिता, सात्वत संहिता 
आदि । 

बे ५ 
भाव धम 

१८७. वेष्णव धर्म के साथ-साथ शेवमत भी पराने 
काल से भारत में चला आ रहा है। इस के आदि-प्रचारक 
साक्षात्‌ भगवान शिव थे। इन्हें ईश्वर, महेश्वर, महादेव 
और रुद्र आदि नामों से पकारते थे । वेदों में आकाशी रुद्र 
का वर्णन है । पर ये शिव पथ्वी पर देह-धारी मनृष्य थे । 
वे योगी, विद्वान, योद्धा और शर थे। 


( १०१ ) 


. शिव ने विशालकाय भशर्थशास्त्र का उपदेश किया था । 
वे किसी छन्द श्ञास्त्र के भी रचयिता थे। शिव-उपदिष्ट 
धनुर्वेद भी पुराने ग्रन्थों में उद्धृत है । कहीं इसे त्रेयम्बक 
धनुर्वेद और कहीं शिव अथवा ईइवर धनुर्वेद भी कहा है । 

शिव का योग-उपदेश वायु-प्राण में सविस्तर सन्नि- 
|. विष्ट है। 

शिव के प्रधान शिष्य नन्‍्दी थे । शिव क॑ उपदेश का 
यहूदी धर्म पर बड़ा प्रभाव था। शिव हो यह॒दियों का 
एकमात्र देव था । शिव के भक्त गणों में विभक्‍त थे । गण- 
राज्य का मूल इन्हीं से चला है । सम्पूर्ण पञ्जाब, काइ्मीर 
और योरोप के प्रदेश शैवमत के प्रभाव के नीचे थे । 

१८८. उत्तर-काल में लक्रुलीश (नकुलीण) नाम के 
एक आचार्य इस सम्प्रदाय के उपदेष्टा हुए । वायपुराण के अनु- 
सार वे कृष्ण हंपायन व्यास जी के समय में थे। इन का जन्म 
सोराष्ट्र के किसी स्थान में कहा जाता है । 

पाशुपत, कापालिक आदि लोग भी शैव सम्प्रदाय क 
अन्तगंत ही हैं । 

इन के शास्त्रों को आगम, सिद्धान्त और तन्‍त्र श्रादि 
कहते हैं । शिवधर्मोत्तर इन का प्रसिद्ध ग्रन्थ था । लकुलीश 
ने भी कोई शास्त्र लिखा था । उस के इलोक भी उद्घृत- 
रूप में दिखाई देते हैं । 

पाशुपत लोग न्यायशास्त्र के महान्‌ पण्डित थे । 
न्यायवातिक-कर्ता भारद्वाज उद्योतकर पाशुपत आचाय॑ था । 

योग-विद्या में कभी शवों की बड़ी गति थी। वे पाँच 
पदार्थों में विश्वास रखते थे । (१) कायें, (२) कारण, 
(३) योग, (४) विधि और (५) दुःखान्त । इन के 
पदार्थे-ज्ञान के विना मोक्ष अ्रस्तंभव है । | 


( १०२ ) 


शव धर्म का भारत पर बड़ा प्रभाव रहा है । जिस 
काल का हम उल्लेख कर रहें हें, उस काल में यह मत 
भारत के उत्तर में अवद्य विद्यमान था । आज भी शिव- 
रात्रि का त्योहार सवंत्र मनाया जाता है । 

उत्तर-काल में शेव-धर्म दक्षिण-भारत में भी फंला । 
इस मत के शास्त्र आज दक्षिण और काश्मीर में ही अधिक 
मिलते हैं । दक्षिण में इस मत के अनेक मन्दिर भी हैं । 
इन में मूरति पूजा होती है। 

१८६. बेंदिक--बुद्ध के काल में भारत से वेद का 
धर्म लुप्त नहीं हो गया था । वेदों की व्णाश्रम मर्यादा पूववे- 
बत्‌ तो नहीं थी, पर सर्ंथा नष्ट भी नहीं हुई थी । जिस 
प्रकार प्राचीन काल में तप से वर्ण बदल जाता था, वह बात 
अब न रह! थी । श्रग्निहोत्र आदि यज्ञ भी होते थे । संस्कृत 
विद्या का स्वंथा लोप नहीं हुआ था । सुबन्ध्‌ (प्रथम ) श्रादि 
महान्‌ कवि उदयन आदि की सभाझ्रों को शोभित करते थे । 
वैष्णव और शव सम्प्रदाय श्रनेक वेदिक-विचारों को धारण 
किए थे । बौद्ध और ज॑न-मत दूर-दूर नहीं फंले थे । 

पुराने परित्राजक, जो निरुक्‍त में उल्लिखित हैं, इस काल 
में वतेमान थे । अद्भुत्तर निकाय और महानिद्देस में त्रेदण्डकों 
और परिब्राजकों का उल्लेख मिलता है। 


मुनि भास 
(विक्रम से १५०० वर्ष पू4) 

१६०. तथागत बुद्ध ओर महावीर स्वामी के मत दने:- 
शने: अपना अधिकार जमा रह थे । जैन मुनियों के योगज 
चमत्कार सेंकड़ों श्रावकों को सन्तुष्ट और तृप्त कर रहे थे। 
रामायण और महाभारत का स्थान छिन रहा था। ऐसे 


( १०३ ) 


काल में संस्कृत वाड मय का उद्धार कराने वाला एक महान्‌ 
लेखक जनन्‍्मा । 

१६१. भास का स्मरण नाटक-कार कालिदास करता है । 
उस को भय है कि प्रथितयशा भास आदि के नाटकों को छोड़ 
कर उस का नाटक कौन पढ़े और देखेगा । कालिदास ने जिस 
को प्रथित-यशा लिखा है, वह वस्तुतः भारतीय प्रजाओओरों में 
अति प्रिय नाटककार होगा । 


१६२. जब सम्वत्‌ १६६४ में भास के नाटक प्रथम वार 
परलोकगत महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री ने त्रिवन्द्रम से 
प्रकाशित किए, तो योरोप के लोगों ने बहुत शोर मचाया । 
पाश्चात्य लेखक कृत्संकल्प हो गए कि भास का काल पुराना 
सिद्ध न होने दिया जाए । अपने दुराग्रह को उन्हों ने वेज्ञानिक- 
वृत्ति का नाम दिया | पर सत्य छिपा नहीं रहता । 


१६३. महाकवि भास उदयन का उत्तरवर्ती था। भास के 
स्वप्न-ताटक का नायक उदयन है । भास शूद्रक का 
पूववर्ती है। यह सर्वंसम्मत है कि शूद्रक का मृच्छुकटिक प्रकरण 
भास के चारुदत्त नाटक का रूपान्तर है। सम्राट्‌ शूद्रक संवत्‌- 
प्रवतेक विक्रम से बहुत पहले आन्ध्र-काल में था । विष्णुगुप्त 
चाणक्य शूद्रक का पूर्ववर्तों है। शूद्रक उस का नाम-स्मरण 
करता है | कौटल्य अपन भ्र्थंशास्त्र में दो इलोक उद्धृत करता 
है । इन में से दूसरा इलोक भास-क्रत प्रतिज्ञा यौगन्धरायण 
नाटक की उपलब्ध प्रतियों में मिलता है। अतः: निश्चय से 
कहा जा सकता है कि भास मौयेकाल से पहले और बुद्ध के 
समकालिक उदयन से उत्तर-काल का था । 


१६४. भास नाटक-चक्र की विशेषता--भास ने अपने 
अधिकांश नाटकों की कथा-वस्तुएँ रामायण और महाभारत 
से ली हैं । उस के काल में य॑ बहुमूल्य इतिहास अ्रपन वर्तमान 


( १०४ ) 


रूप में ही होन चाहिएँ। नाटकों का संकेत इसी दिशा की 
ओर जाता है । भास न आदर श्ार्य पुरुषों क चरित चित्रित 
कर के उन को प्रजा में सजीव कर दिया । भास के चित्रण 
में श्रश्लीलता की गन्धमात्र नहीं । उस का शुद्भार रस का 
प्रतिपादन श्रपन ढंग का है । उत्तर-कालिक कवियों के समान 
उस के लेख में नीच-प्रवत्ति की मात्रा नहीं थी । 

भास क्री संस्कृत स्वाभाविक्र और व्यवहार की संस्कृत 
है। उस में सरलता और परिमार्जन है। शब्द-राशि की 
विपुलता स्पष्ट हृदयद्भम होती है । भास तक पाणिनि का प्रभाव 
अधिक नहीं था । उस में पूर्वकाल की संस्कृत के अनेक प्रयोग 
उपलब्ध होते हें । 

१६४. नन्द-काल-- नन्‍्दकाल की सांस्कृतिक घटनाझ्रों का 
कोई विशेष वृत्त भ्रभी उपलब्ध नहीं हुआ । वररुचि आदि 
कवि इस काल में हुए हे । वररुचि का एक भाण इस समय 
मिलता है । ननन्‍्द राज ने तोल के मान में एक नतनता उत्पन्न 
की । उस के चलाए बाट आदि आज तक चलेआ रहे हैं । 


मोय-काल 
शैय पे 
चन्द्रगुप्त मीयं---इहद्रथ मोय तक 
विक्रम से १४००*--१२०० वर्ष पूर्व तक 
१६६ ब्राक्षण का विजय--महाराज नन्‍्द ने सर्वक्षत्र 
का अन्त करके अ्रपना महान्‌ राज्य स्थापित किया। भारत में 
छोटे-छोट राज्य समाप्त हो गए। नन्‍द का एकछत्र राज्य 


हो गया । उस का धन ग्रपरिमित और उस का अ्भिमान असीम 
हुआ । ये बातें पराभव का मुख हैं । उस ने विष्णुगुप्त की 


१. पाश्चात्य लेखकों के अ्रनुसार विक्रम से २५० वे पूर्व । 


( १०४ ) 


अवहेलना की । ब्राह्मण का क्रोध और तेज चमका । उसकी 

ब॒द्धि का विकास हुआ । नन्‍्द का उन्मूलन हुआ । चन्द्रगुप्त 

पाटलिपुत्र के राज-सिहासन पर बेठा । विष्णुगुप्त महा- 
त्री बना । 


१६७. आदशे पहामन्त्री - ब्राह्मण चाणक्य एक विशाल 
साम्राज्य का महामन्त्री था । सुद्र उत्तर-परिचम 
से आसाम की पर्वीय सीमा तक और दक्षिण में मेंसर तक 
उप्त की आ्राज्ञाएँ चलती थीं । पर ऐया प्रतापी पुरुष अप्रति- 
ग्राहकऋ-शिरोमणि था । वह राज-कोष से मासिक-वेतन ग्रहण 
नहीं करता था। उस के रहने के लिए, उस के पूवेजों की 
छोड़ी एक कुटिया और विर्वाह के लिए उस की थोड़ी सी 
भमि की उपज ही पर्वाप्त थी । महामन्त्री ने अपनी 
परम्परागत वत्ति छोड़ी नहीं थी । वह स्वयं छात्रों को पढ़ाता 
था । वह निरभिमान था । 


श्ह८, अथशास्त्र--वेद-शास्त्र-पारज़्त महामन्त्री ने 
अपने राजा की सुविधा के लिए एक अर्थशास्त्र बनाया । 
अर्थशास्त्र में पृथ्वी के लाभ और पालन की विद्या रहती 
है । इस विषय पर विशालाक्ष शिव, बाहुदन्तीपुत्र इन्द्र, 
देवगुरु बृहस्पति, देव्धि नारद, द्रोण भारद्वाज, कौणपदन्त 
भोष्म और वृष्णि-मन्त्री उद्धव आदि के जो प्राचीन अथशा सत्र 
थे, उन का संक्षेप कर के चाणक्य ने अपना ग्रन्थ रचा । 
इस में महाभारत का उपयोग भी बहुधा किया गया है । 
मानव धमंशास्त्र, नारद स्मृति, हारीतधर्मसत्र और 
याज्ञवल्क्य आदि कृत स्मृति-ग्रन्थों का उपयोग भी बहुत 
हुआ है । 

योरोपीय लेखकों न इस ग्रन्थ को भी तीसरी-चौथी शती 
ईसा में रखने का भगीरथ प्रयत्न किया । वे भयभीत हैं 


( १०६ ) 


कि इस ग्रन्थ क॑ पुराना सिद्ध होने से उन के द्वारा कल्पित 
भारतीय वाडः मय की तिथियाँ सब त्याज्य हो जाएँगी | पर वे 
सफल-मनो रथ नहीं हुए । लगभग सब भारतीय विद्वानों ने इस 
ग्रन्थ को विष्णुगृप्त चाणक्य की कृति माना है । इस ग्रन्थ का 
देर तक भारत में प्रभाव रहा । राज-शास्त्रों में इस का स्थान 
उच्च था । इस में गागर में सागर को बन्द किया गया है । 

कौटल्य के ग्रन्थ के विषय म जर्मन विद्वान जोहेन्स मेयर 
का झ्रादर देखने योग्य है| इस ग्रन्थ के उत्कृष्ट जमंन अ्रनवाद 
की भमिका में मेयर के उदगार निम्नलिखित हें - 

कौटल्य के ग्रन्थ का अ्न॒वाद करना टंढ़ी खीर है। यह 
दुः:साध्य काम है। यदि कोई विद्वान मर से ५०० गणा 
अधिक जानता हो, और निरन्तर बीस वष इस ग्रन्थ के 
स्वाध्याय पर लगाए, तो वह इस के अनुवाद के साथ न्याय 
कर सकेगा । 

कौटिल्य ने वर्णाश्रम की पुरानी मर्यादा को स्त्रीकार 
किया है। तीन वर्ष के बालकों की पढ़ाई आरम्भ कराने का 
विधान है । जनपद की जनगणना का विधान है और 
जन-मंख्या बढ़ने पर नए नगर बसाने का आदेश है । 
उन दिनों अहिसा का प्रचार था, पर सनागृह भी थे । बच्छड़ा, 
बेल और गाय अ्रवध्य थे । 

इस असाधारण योग्यता का भण्डार वह महान्‌ निस्पह 
ब्राह्मण था। 

१६६. बोद्ध भिक्कु उस के विशेधी -- उन दिनों भिक्षु 
बनने का एक रोग हो गया था। जो कोई उठता था, थोड़ा 
सा वराग्य होन पर ही भिक्ष बन जाता था। शअ्रनंक चोर, 
डाक, दण्ड्य-पुरुष भी भिक्ष बन जाते थे । वे शासन के 
दण्ड से ऊपर हो जाते थ । प्राचीन-काल में संन्यासी भ्रथवा 
भिक्षु बनने के लिए वंदान्त-विज्ञान से सुनिश्चितार्थ होने 


( १०७ ) 


गौर पूर्ण वराग्यवान होने की ग्रावश्यकता होती थी। अ्रब 
बिना नियम लोग क्षिक्षु बनने लगे थे । कौटल्य ने एक 
राज-नियव बना दिया । धर्मेस्थान में न्यायाधीश के सामने 
विना प्रमाण उपस्थित किए कोई भिक्ष नहीं बन सकंगा । 
चाणक्य दृढ़ रहा । धर्म-नियम सर्वोपरि था । ब्राह्मण न 
न्याय-तुला क दोनों पलड़े ठीक रख । 


२००. दासप्रथा---उस समय भारत में दास-प्रथा 
आरम्भ हो चुकी थी | इस का रूप वसा नहीं था, जैसा 
संसार के अन्य देशों में । कौटल्य लिखता है--श्रार्यों में 
दास-भाव नहीं था । स्लेच्छ-देशों सं दास यहां झा कर 
बिक्रे थं। उन के साथ भारतीय-व्यवहार बहुत ऊँचा 
था । कोटल्य न॑ कड़े नियम लिख हें । दासों से निदयता का 
व्यवहार व््य था । 

२०१. संस्कृत प्रचार--बौद्ध, जेन और वेदिक मत 
एक साथ चल रहं थे । प्राकृतों का प्रचार बढ़ रहा था, 
पर संस्कृत का स्थान नीचा नहीं हुआ । शिष्टों की भाषा 
संस्कत थी । तभी महामन्त्री ने अपना ग्रन्थ संस्कत में 
लिखा । चाणक्य ने एक दूसरे विद्वान से चन्द्रगप्त-चरित 
नामक महान्‌ ग्रन्थ संस्कत में लिखवाया । उध के रचयिता 
को धन की प्रभूत-मात्रा भेंट की गई । यह ग्रन्थ श्रब 
तक उपलब्ध नहीं हुआ ॥ 

अशोक 

२०२. धम-शासन---श्रशोक के काल में बौद्ध-मत 
अपन ऐश्वयें की पराकाष्ठा पर पहुँचा । वह राजमत 
बना । अशोक ने धमंशासन निकाले । उन में चरित 
विषयक उपदेश भी थे । बाल-बच्चों को माता-पिता श्रथवा 
वृद्धों की और शिष्यों को गुरु की आज्ञा में रहने का श्रादेश 


( १०८ ) 


हुआ । श्रमणों और भिश्ञओ्रं के प्रति श्रद्धा-भाव रखने की 
आज्ञा थी । सर्व-प्रथम परिवार का सुधार आवश्यक माना 
गया था । भिन्‍न-भिन्‍न मत वालों को एक दूसरे के प्रति 
आदर-भाव रखने की शिक्षा थी । बारहवें धर्म-शासन में 
इस विषय का विदशद उल्लेख है । 


२०३. अहिंसा--हम लिख चुके हें कि सत्ययुग में 
प्रजा निरामिष-भोजी थी । महाभारत-काल तक भी भारत 
में मांस-भक्षण का अ्रधिक प्रचार न था। पर शने: घने: यह 
प्रचार बढ़ा । अशोक ने इस पर ध्यान दिया । उस ने 
पहला सुधार अपने राज-घर से आरम्भ किया । राजकीय 
पाकशाला के लिए जो पहले अनेक पशु-पक्षी मारे जाते थ, 
उन की संख्या सीमित की गई । केवल एक हरिण ओर 
दो मोर मारे जाने लगे । उत्तर-काल में इन का वध भी 
बन्द कर दिया गया । वर्ष में ५६ दिनों पर मछली का 
मारता, बेचता और खाना वर्जित किया गया । उस के 
आत्मा में अहिसा-धर्म जागा । मातव तथा पशु-पक्षी जीवन का 
मूल्य बढ़ा । अनेक धर्म-शासनों में इस का उल्लेख है । उस 
ने आखेट पर जाना बन्द कर दिया । पर सूना-गह सर्वथा 

द नहीं हुए । 


२०४. युद्ध बन्द हुए--व्यास ने धृतराष्ट्र को कहा 
था, वद म॑ वध की पूजा नहीं है । स्वार्थान्ध लोग इसे नहीं 
मानते थ | अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया। 
भरी-घोष बन्द हो गया । धर्म-प्रचार के लिए दूत सवत्र 
भेजे गय । 


२०५, तीसरी बोद्ध संगीति--अशोक के काल में 
'टलिपत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई । इसके प्रधान थे 
मोग्गलि पत्त-तिस्स (८ उपगप्त ) | इस संगीति ने भारत 


2- (। 9 3 ) 
( १०६ ) 


के दूर प्रान्तों में प्रचारक भिक्ष भेजे । यवन-देश में भी 
दूत गये । एसे प्रचार के फलस्वरूप ही बौद्ध-मत ईरान 
और ईराक आदि देशों तक पहुँचा | अशोक के भिक्षु मिश्र 
देश तक पहुँचे । पर बौद्ध मत इन देशों से परे भी फल गया । 


२०६. घधमंयात्रा--पहले राजा विहार-यात्राओ्रों पर 
निकलते थे । ये आमोद-प्रमोद के लिए होती थीं। इनका 
स्थान धर्म-यात्राओ्रों न लें जिया । लोग तीथं-स्थानों पर जाने 
के लिए प्रेरित किए गये | बौद्धों के लिए लम्बिनी ग्राम 
झ्औौर बोध-गया धर्म-यात्रा के स्थान बन गये । महाभारत में 
यादव बलराम की धर्मयात्रा का उल्लख है। अज्योक को 
धमम-यात्राएँ उसी के अनुकरण परथीं । 

२०७ प्रस्तर-कला---भ्रशोक ने २४,००० स्तूप श्रथवा 
विहार बनवाए | अनेक स्तूप बहुत ऊँचे थ | बराबर और 
नागार्जनी पहाड़ी पर पर्वत काट कर जो भवन बनाए गए थे, 
वे आज भी अशोक के भ्रमे-प्रेम का नमना हूँ । अ्रशोक-स्तम्भों 
पर जो बजलेप अथवा जिला का काम हुआ्ा है, उसका 
दृष्टान्त अन्यत्र नहीं मिलता । सहस्रों वर्षों से वह इसी प्रकार 
है, जसे कल की बात थी । बलिवदं आर कंसरी-मृर्तियाँ संसार 
भर की कला में अतुलनीय हैं । 


र्ण्प तडाक-निर्माण---गिरनार (-जूनागढ़ ) के 
समीप रेवतक और भ्रजंयत गिरियों पर अशोक ने सुदर्शन 
नाम का एक महान तड़ाक (भील) बनवाया । यह तड़ाक 
पाथस वास्तुविदों (जल के एड्जिनियरों ) के ज्ञान का एक अच्छा 
दृष्टान्त था । उत्तर-काल में इस तड़ाक का जीर्णोद्धार होता 
रहा है । पानी के विना कषि नष्ट न हो, इस निमित्त ऐसे 
तड़ाक बनाए जाते थे । 

नहरें भी अति प्राचीन काल से भारत में बनती रही हें 


( ११० ) 


तड़ाक और नहरों आ्रादि की विद्या पाथस-शास्त्रों में 
वर्णित थी । 


२०६. चिक्रित्सालय--भ्रशोक ने मनृष्य और पशु- 
चिकित्सा का श्रेष्ठ प्रबन्ध किया था। इस निमित्त असुलभ 
जड़ी-बटियाँ भी लगवा दी थीं । आरोग्य-शालाओं में रोगी 
रह सकते थे । भारतीय चिकित्सा जो चिर-काल से चली 
ग्राती थी, उन दिनों योग्य चिकित्सकों के हाथ में थी । 


२९० मार्ग विषयक प्रबन्ध--मार्गों के दोनों ओर 
वक्ष लगवाए गए थे । मनष्य और पश इनकी छाया में 
विश्राम लेते थे । अ्रःठ-आ्राठ कोस पर कुएँ खुदवायें गए 
थे । अनेक आम्रवन और सराएँ पड़ाव के समीप बनवाई 
गई थीं। अनेक प्रपा-स्थान (प्याऊ) भी बनाए गए थे । 
फल-फल के वक्ष पर्याप्त थे । 


जन धपम का उदय 

२११. मोये-वंश का सम्प्रति राजा बहुत प्रसिद्ध हुआ 
है। वह संभवत: क॒णाल का सबसे छोटा पत्र था। वह 
जन-धमे का अनुयायी था । आय सुहस्ती ने उसे जन 
धर्म में दीक्षा दी थी । वह शत्रञ्जय-तीथं का एक 
प्रधान उद्धारकर्ता था । वह त्रिखण्ड भारताधिप तथा अनाये 
देशों में भी श्रमण-विहारों का प्रवतक महाराज था उसके 
आदेश से जन साध अनाये देशों में गये। 

मौये-राज्य-काल में संस्कृति का स्तर पर्याप्त अच्छा रहा । 


पन्द्रहवाँ अध्याय 


शुड़ थोर काण काल 


२१२. वैदिक धम का पुनरुत्थान--मौ्यों के ग्रन्तिम 
राजा बृहद्रथ का सेनानी शुद्ध पृष्यमित्र था। बृहद्रथ 
ग्रति वद्ध और प्रज्ञा-दुबंल हो गया । उस के सेनानी ने 
उसे सेना -दशेन के लिए बलाया, और वहीं उस का वध 
कर दिया । एक भारतीय सेवक अपने स्व्रामी का वध 
करे, यह एक ह॒ृदय-वेधक घटना थी । हर्षओचरित के लेखक 
भट्ट बाण इसी कारण पृष्यमित्र को अनाये लिखते हैं । 

नहीं कह सकते कि पुष्यमित्र दुष्ट भाव-यक्त था, अ्रथवा 
प्रज्ञा-दबंल होने से कोई अनिष्ट आाज्ञाएँ करता था, और प्रजा 
उस से तंग थी । 


२१३. पुष्यमित्र के काल से बौद्ध-मत का वह महत्त्व हट 
गया, जो उसे राजमत होने से प्राप्त था। बौद्ध ग्रन्थों में 
लिखा है क्रि पुष्यमित्र ने भिक्षुओं को मरवाया । विचार- 
भेद के कारण मतान्धता में ऐसी घटनाएँ बौद्ध-काल से 
आरम्भ हो गई प्रतीत होती हैं । 

२१४. अ््वमंध आदि यज्ञ जो सेकड़ों वर्ष से लप्त-प्राय 


थ, अब पुनः होने लगे। पृष्यमित्र ने स्वयं ऐसा एक यज्ञ 
किया । 


२१४. पतश्नलि म्रुनि-पृष्यमित्र का पुरोहित मुनि पतञ्जलि 
था । वही उस का यज्ञ करा रहा था। महाम॒नि पतजञ्जलि 
भारतीय संस्कृति का एक विशेष महापरुष है। परम्परा 
से सुपरिचित, बहुविध शास्त्रों के ज्ञान का समुद्र, संस्कृत 
विद्या का संरक्षक, व्याकरण-महाभाष्य का कर्ता पतञ्जलि 
मुनि भ्रसाधारण पुरुष था । 


( १५१२ ) 


पतञ्जलि शब्द-प्रमाण-वादी मुनि था। वह ओऔदुम्बरायण 
यास्क, व्यांडि और पाणिनि को परम्परा का रक्षक 
था । उस से कई सौ वर्ष प॒वें में वद का जो पक्ष गौण 
किया गया था, उस ने अपने बहमल्य ग्रन्थ में उस पक्ष का 
खण्डन कर के वंद का उद्धार किया । शब्द और ग्रथ का 
सम्बन्ध क्यों नित्य है, इस पर उस के तर्क पाठ-योग्य हैं। 
बहुधा एक सिद्धान्त पर वह अनेक पक्ष उद्धृत कर के उन 
का निराकरण करता है । 

२१६. पतञ्जलि की संस्कृत, सरल, प्राझ्जल, स्वाभाविक 
झ्र न्‍यायों से लदी पड़ी है ।" व्याकरण सदश शुप्क विषय 
को सरस बनाना पतञ्जलि के ही भाग्य में था । पतजञ्जलि 
की पाणिनि में अगाध श्रद्धा थी । वह विशाल संस्कृत बाडर 
मय का पण्डित था । उस के काल में आर्यावत के ब्राह्मण 
संस्क्रृत के शुद्ध-प्रयोग में प्रमाण माने जाते थे । वह वंद्यक, 
इतिद्वास, पुराण, वाकोवाक्य, आडियायिका, नाटक, धर्म- 
शास्त्र आदि का महान पण्डित था । 

२१७. पतवञ्जलि के काल में ग्राम-ग्राम में यजबंद 
की कठ और कालाप दाज़ाएँ पढ़ी जाती थीं । इस से 
प्रतीत होता है कि उस समय भा ब्राह्मणों के ग्राम थे और 
उन के निर्वाहार्थ ग्राम के साथ की भूमियाँ उन्हें मिली हुई 
थीं । उस समय परिव्राजक भी विद्यमान थे। श्रमण और 
ब्राह्मणों का वेमनस्थ हो रहा था । वायस-विद्या के 
अभ्यास करने वाले भी थे । ज्योतिष के श्रनेक अज्ों के 
जानने वाले और अद्भविद्या अथवा सामद्रिक शास्त्र जानने 
वाले भी थे । यज्ञ कराने वाले अभिचार यज्ञों में लोहितोष्णीष 


अनगिनत कनबानमन नियम या निज कन++ 


१, मण्डूकप्लुतिन्याय । कुम्मीघान्य न्‍्याय। अग्नी करवाणि न्याय। 
काकतालीय न्याय । 


हे #>कर.. ० जजनलन+न नितिन 5 


( ११३ ) 


अर्थात्‌ लाल रंग की पगड़ियाँ पहनते थे । नाटक खेले जाते 
थे । नगरकार श्रर्थात्‌ नगर बनाने वाले एड्जिनियर होते 
थे । मांस खाने वाले भी थे । 


२१८. पत्तञ्जलि पता देता है कि कभी उदीच्य, कम्बीज, 
सुराष्ट्र, प्राच्य और मध्य देशों में सर्वत्र संस्कृत बोली जाती 
थी।पर उस क॑ काल में शिष्ट-आश्रार्य ही संस्कृत बोलते थ । 
वह दक्षिण क श्रार्यों क संस्कृत-प्रयोगों की विशेषताएँ भी 
बताता है । 

उस के काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी । देवियाँ 
आपिशल व्याकरण पढ़ती थीं । ऐसी कोई ब्राह्मणी आपिशला 
ब्राह्मणी कही जाती थी। इसी प्रकार काशकृत्स्ती मीमांसा 
पढ़ने वाली ब्राह्मणी काशकृत्स्ता ब्राह्मणी कहाती थी । 
स्त्रियों में उच्च-विद्या का प्रचार था। स्त्रियाँ पढ़ाया भी 
करती थीं । उन्हें उपाध्याया और आचार्या कहते थे। 


'दावलई॥ तक पकननतन उपनाअ; ,०पणएाफायो |अपकस, 


सोलहवोँ अध्याय 
भारतीय संस्कृति का विभिन्न देशों पर प्रभाव 


२१६. हम संख्या ३६ के अन्तर्गत लिख चुके हूं कि 
दिति क पृत्र देत्य लोग काल्डिया औऔरौर सुमेर आदि में बस 
गए थे । उन्हों की सन्‍्तानें सार योरोप में फंलीं। इन की भाषा 
उत्तर-काल में संस्कृत का विक्रत-रूप म्लेच्छु-भाषा बनी । 
ये लोग ग्रायं-मार्ग से बाहर हुए, गोमांस खाने लग पड़े 
और प्राय: असुर-देवों के पूजक हो गए 

इन के अतिरिक्त मध्य एशिया, ईरान, और भारत क 
पूर्व और दक्षिण की अनक जातियाँ थीं, जो थोड़ा-थोड़ा 
आ्रायं संस्कार रखती रहीं, पर पूरी आय न रहीं । ऐसी अनेक 
जातियों क नाम महाभारत के विभिन्‍न प्रकरणों में मिलते 
हैं । उन सब को एकत्र कर के हम ने आगे लिख दिए है । 


२२०. शक, चीन (छोटा), यवन, काम्भोज, तुषार 
(तुखार), पारद, पल्‍ललव, बबंर (ईरान का भाग), दावे 
(न्‍न्दारी, ईरान की जाति), दरद, गांधार, किरात, द्वाविड़ 
(ज"द्रमिड़तत्तामिल), शबर (भिलल, भोल ? ) उशीनर 
(रशोकोट-भंग ), श्रारट्र, उष्ट्र (दासेरक), मद्रक, पुलिन्द, 
आन्ध्र, कलिग, किष्किन्धक (वानर ), कोलिसपं (कोल ), सिहल, 
नीरग, काच आदि । स्लेच्छों में से राक्षस और प्रेत जातियाँ 
उल्लिखित हैं| इन में से पिशाच्र और राक्षस कभी देवों की 
जातियाँ थीं। ययाति के पृत्र अन की सन्‍्तान में भी अनेक 
म्लेच्छ जातियाँ हुई । ये पू्वे-लिखित सब जातियाँ ब्रह्म- 
क्षत्र प्रसत थीं, ग्र्थात्‌ इनक पूर्वज ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, 
ये सब संस्कृत बोलते थे । 

बबर देश ईरान का एक भाग था । शक, यवन, काम्भोज, 


( ११४ ) 


तुषार, पारद (?2708&78 ), पह्लतव (290४।|७ए७ ), बबेर, दरद 
सब संस्कत बोलते थे । तामिल लोग भी कभी शद्ध संस्कत 
भाषी थे | योरोप के भाषाविदों ने इन दक्षों की भाषाश्रों को 
संसक्ृत से विभिन्‍न वर्गों में रख कर बड़ी भूल की है। इन 
जातियों पर भारतीय प्रभाव कभी बहुत अ्रधिक था । 

२२१ मिश्र के लोग सष्टि उत्पत्ति का लगभग वही 
प्रकार मानते थे, जो वंदिक ग्रन्थों में मिलता है । यथा--श्रादि 
के सम॒द्र (समुद्र-अ्रणव) से कमल (हिरण्यगर्भ ) उत्पन्न छुआ । 
वायु के प्रभाव से सूर्थ और पृथिवी दुर-दूर हुए । ये ठीक 
बसे भाव हैं, जसे ब्र।ह्माण ग्रन्थों में पाए जाते हें। मिश्र के 
श्रति प्राचीन ग्रन्थों में ऋग्वेद के नासदीय सूक्‍त (सृष्टि- 
उत्पत्तिसक्‍त) के एक मन्त्र का ठीक अनुवाद पाया जाता है । 

मिश्र का राजा मेनेस (मनु) था। मिश्र के लोग वाक्‌ 
की उत्पत्ति देवों से मानते थे । एतद्विषयक ऋग्वेद के मन्त्र 
का श्रनुवाद है--देवों की वाक्‌ को देवों ने उत्पन्न किया । 
मिश्र में भ्रन्‌ के वंशज आ॥रानवों का राज्य था । इंस विषय 
के अनेक प्रमाण योरोपीय ग्रन्थकार मैसपरो ने दिए हैं। 

२२२ सुमेर आदि में हिरण्यकशिपु, प्रकह्तद, विरोचन 
झौर बलि (बाईबिल में बालि अथवा बाल) का राज्य था | 
रक्षा-बन्धन के समय जो पुराना इ्लोक झाज भी पढ़ा जाता 
हैं उसमें इसी बलि के बाँधे जाने का वर्णन है । इन्हें हेरो 
डोटेस “आ्रादि के देव” कहता है। महाभारत में इन्हें पूर्व 
देवा: कहा है। पहले ये वेद पढ़ते थे, यज्ञ करते थे । 
इनके प्राचीन ग्रन्थों में सात बद्धिमानों का उल्लेख है। वें 
सात बद्धिमान सप्तर्षि थे, और कोई नहीं । 

ग्सुर देश - असीरिया का एक राजा सारागोन अर्थात्‌ 
सगर भी था । यह नाम इशक्ष्वाकु कूल के सगर राजा के 
नाम पर है। 


( ११६ ) 


२२३, ईरान--ईरानी जाति ग्रति प्राचीन है। इस में 
कभी सुग्धी, पारसी, पललव, बबेर और दावे आदि अवान्तर 
जातियाँ थीं। य॑ स्पष्ट ही प्राचीन क्षत्रिय जातियों की 
परम्परा में थीं । ईरान में कवि उशना का बड़ा मान रहा 
है । वह पारसियों के धर्म-ग्रन्थ अवेस्ता में स्मरण किया 
गया है । कवि उछना अथवा श॒क्राचाय का उल्लेख पहले 
हो च॒का है । अवेस्ता में ऋग्वेद के एक मन्त्र का अंश 
याथाक्थ्यरूप से वरंमान है । अरवेस्ता में शण्ड और महक 
नामक यरोहियों का उल्लेख है । ये दोनों वंदिक वाडः मय 
में असुरों के पुरोहित कहे गये हैं । 

ईरान का पहला राजा यिम विवध्वन्त अथवा यम वेव- 
स्वत था | वह यम वेवस्वत मन का श्राता था । 


२२४, यहूदी जाति- -यह जाति पहले मिश्र में रहती 
थो । मूसा इनका प्रमख-पुरुष था। वह मिश्र के ज्ञान- 
विज्ञान में निपुण था | मूसा और उसके अनुयायियों को मिश्र 
त्यागना पड़ा । वें सीरिया में आकर बस गये । मसा का 
वत्तान्त बाईबिल में है । इस में उत्पत्ति का प्राय: सारा 
अ्रध्याय ब्राह्मण ग्रन्थों का विक्ृत अभ्रनवाद-मात्र है। सर्वप्रथम 
पथिवी झ्रोर द्युलोक उत्पन्न हुए । तदनन्तर सूर्य और चन्द्र 
बने । ये भाव अक्षरश: ब्राह्मण ग्रन्थों में है। यथा--सर्वेप्रथम 
हिरण्यगर्भ से पथिवी उत्पन्न हुई, तदनन्तर सूर्य आदि । 
बाईबिल में लिखा है-ईश्वर का आत्मा जलों पर डोलता था । 
ब्राह्मण ग्रन्थ में लिखा है, झ्राप: में हिरण्यगर्भ झ्रागे-आगे सरक 
रहा था । बाईबिल में लिखा है--ईश्वर ने जगत्‌ रचकर 
विश्वाम किया । तैत्तिरीय ब्राह्मण का भाव है--प्रजापति 
प्रजा रच कर, निवृत्त हुआ सो गया । ब्राह्मण ग्रन्थों में जो 
वैज्ञानिक तत्त्व है, उसे यहुदी पूरा नहीं समभ पाए । उन्होंने 


( ११७ ) 


ये तत्त्व मिश्र से लेकर उन के शब्दों की रक्षा श्रवश्य की । 

२२४, वेद में इलिबिश नामक एक आकाशी श्रसुर 
णित है । बाईबिल में इसी इबलीस की कथा है। वेद में 
यह्द शब्द का अ्र्थ महान्‌ है । बाईबिल में यही शब्द जहोवा 
बन गया है । मसा ने दस उपदश दिए । यथा--मत किसी 
को जान से मारो, असत्य मत बोलो, ब्रह्मचर्य का नाश 
मत करो, इत्यादि | ये दश उपदेश मन के उपदिष्ट यम- 
नियमों का अनुवाद-मात्र हेैं। यहृदियों का सारा आधार 
इसी पुराने श्रार्यज्ञान पर है 


२२६, शऊ->थे लोग कभी क्षत्रिय थे। इनका निवास 
मध्य एशिया से ईरान और भारत की सीमाश्रों तक था । 
ग्रनेक शक भारत में भी आ बसे थे | महाराज सगर ने इन 
को दण्ड दिया । इनका श्रार्य-सस्कार न्यून हुआ । कभी शक 
लोग शुद्ध संस्कृत बालने वाले थे । 


शक लोग रुद्र के उपासक थे । विक्रम से पर्ब इनन्‍्हों ने 
भारत मं कई प्रदेश हरतगत कर लिए थे। भारत के 
पश्चिम का राज्य संभालने पर इन पर आयंसंस्कार ए 
वार पन: जाग उठा । इन की क्ररता हटी । ये संस्कत 
पढ़ने लग पड़े । राजपतों की भ्रनक जातियां इहीं की वंशज 
हें । भारतीय श्रार्यों ने. इन्हें अपन अन्दर पचा लिया । 

ग्रनक यनानी लेखक लिखते हें कि मध्य एशिया को 
जेहूँ नदी, जिस के पास शक आदि रहते थे, बौद्ध और आर्यों 
की नदी थी । 

पह्लवों की भी यही अवस्था हुई । 


२२७. यवन--यवन्र (यूनानी) लोग भी कभी शद्ध 
क्षत्रिय थे । शकों के साथ-साथ य भी मध्य एशिया से भारत 
की सीमा तक फंले हुए थे । यह जाति आरम्भ से ही शिल्प 


( ११८ ) 


शास्त्र और ज्योतिष में बहुत निषण थी । इन की ग्रीक 
भाषा संस्कृत का अप श्रंश-मात्र है। योरोपीय लेखकों ने श्रानल- 
शिखर पयनत यत्न किया कि किसी प्रकार यूनानी भाषा का 
संस्कृत से अपभ्रंश होना सिद्ध न हो, पर वे कृतकाये नहीं 
हुए । यूनानी ने संस्क्ृत की छाया पर्याप्त सुरक्षित रक्‍्खी । 
वतमान योरोप का सारा ज्ञान यनान पर आश्चित है । 
यूनान का ज्ञान मिश्र और यहुदियों पर आश्चित है, श्लौर ये 
दोनों श्रार्यों के ऋणों हूं । 

यनान के भ्रनक नगरों के नाम भारतीय नामों के 
आधार पर रखे गए थे । इस विषय पर पोकोक ने “इण्डिया 
इन ग्रीस, नामक एक अच्छा ग्रन्थ लिखा था । उस ग्रन्थ को 
उप्त के देश-वासी बड़ी घणा की इ:ष्टि से देखते थे । उन को 

सत्य अखरता था । यूनान और भारत का सम्बन्ध बहुत 
पुराना था । सिकन्दर से संकडों वर्ष. पहले से यह सम्बन्ध 
चला आता था । यूनान क्रे विद्वानों पर भारतीय ज्ञानियों का 
बहुत अ्रधिक प्रभाव था । 

यूनानी लोग भारत का चन्दन (सन्दल) बरतते थे। 
इसे वे सन्‍तलोम कहते थे । 

यनानी लेखकों का कहना है कि कभी संसार के अनेक 
स्थानों में विष्ण (हरकुलेस--सुरकुलेश ) के मन्दिर थे । वहाँ 
विष्ण की पूजा होती थी । 


विदेशों पर भारतीय संस्क्रृति का दूसग आक्रमण 
मध्य एशिया 


२२८. प्राचीन भारतीय विद्वान्‌ श्रपना पुराना इतिहास 
जानते थे । उन्हें ज्ञान था कि कभी संसार आये था। उसी 
भारतीय गौरव के भाव से तथा जीव-दया के भाव से भ्रेरित 
हो कर बुद्ध के प्रचारक दूर-दूर तक पहुँचे । उन्हों ने श्रेनेक 


( ११६ ) 


देशों के लोगों तक भारतीय सन्देश पहुँचाया | संसार का 
पर्याप्त भाग बीद्ध-ध्वजा के नीचे आ गया। मध्य एशिया 
में तो बौद्ध-मत ने बहुत प्रभाव उत्पन्न किया । मध्य एशिया 
की गफामप्रों में से लाए गए चित्र-कला के अनेक नमूने देहली 
के मध्य एशिया की प्राचीन वस्तुओं के अदझ्भू तालय में रखे 
हुए हैं । वहीं से ग्रनेक मन्दिरों की दीवारों के टुकड़े भी लाए 
गए हैं । उन पर की गई चित्रकला उच्च प्रकार की है। 
अनुमान किया जाता है कि लगभग विक्रम-काल से ले कर 
दशम शती तक वहाँ भारती प्रभाव रहा । 


१. खोतान 


२२६. खोतान मध्य एजिया का एक प्रसिद्ध स्थान 
थ। । इस का प्रारम्भिक इतिहास अशोक से सम्बन्ध रखता 
है । कहते हैं, उस के एक पूृत्र कुस्तन ने इसे बसाया था। 
यह निश्चित है कि अनेक भारतीय राजा यहाँ राज करते 
रहे । यहाँ से अनेक मद्राएँ मिली हैं । उन पर चीनी और 
खरोष्ठी भाषा में लेख हैं । यहाँ एक प्रसिद्ध बौद्ध-विहार 
था । इसे गोमती-विहार कहते थे । मध्य एशिया में बौद्ध- 
संस्कृति का यह सब से बड़ा स्थान था। भग्रन्य स्तृूप और 
बिहार भी यहाँ थे । फाह्यान और हा न्त्नाग इस स्थान में 
बौद्धों के ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं । 


खोतान और उस के आस-पास से अ्रनेंक हस्तलिखित 
बौद्ध ग्रन्थ अत्र भो मिलते हे । इन ग्रन्थों से प्राचीन इतिहास 
में बड़ी सहायता मिली है । ये खरोष्टी लिपि में हें । मध्य 
एशिया क तुर्फान नामक स्थान से अश्वघोष के नाटकों के 
कुछ टूटे-फूट पत्र प्राप्त हुए हें । इन में से एक का नाम 


6 


शारिपृत्र-प्रकरण है । 


( १२० ) 


२. चीन 


२३०, महाभारत आदि में चीन और उत्तरवर्ती 
ग्रन्थों में चीत और महाचीन का उल्लेख बहुधा मिलता है । 

चीनी ग्रन्थों के अनसार भारत के बौद्ध-मत प्रचारक 
विक्रम से २०० वर्ष पूर्व चीन में पहुँचे । चीन के लोग 
बद्ध की मतियाँ चीन को ले जाते ते। बद्ध की क्री वि चीन 
मे फलने लगी । शक लोग भी चीन को बद्ध का सन्देश 
पहुँचा रह थे । पहली शती विक्रम में चीन में धर्मरक्ष और 
काइ्यप मातज्भ नामक दो भिक्षु पहुँचे । उन्होंने बौद्ध-शास्त्र 
क ग्ननेक ग्रन्थों का चीनी भाषा में अ्रनवाद किया । 


मध्य एशिया से भिक्ष्‌ के पश्चात भिक्ष चीन जाने लगे। 
सुधी और पारद लोग भी बौद्ध बन चक थे । हम पहल 
गल्बेख्नी के प्रभाण से लिख चक्रे हें कि खरासाँ आदि में 
बौद्ध-मत फेल गया था । ये लोग चीन से सम्पर्क रखते थे । 
तोसरी शत्ती तक अनेक भारतीय विद्वान चीन में जाकर बस 
चक्र थे । उनके सतत परिश्रम से अनेक चोनियों ने बौद्ध मत 
की विशेषता पर लेख भी लिखें। बौद्ध मत कनफशियस क 
मत से अच्छा माना जान लगा । 


चीन निवासी भारत को पवित्र भमि समभने लगे । बोध- 
गया उनके लिए तीथ्थे-स्थान बन गया । दसरी झती में भारत 
के राजा श्रीगप्त (गुप्तवंशीय) ने बगाल में २० चीनी भिक्षश्रों 
के लिए एक मन्दिर बनवाया । इस का नाम चीन-विहार हो 
गया। राजा ने अनेक ग्राम उस मन्दिर के साथ लगा दिये। 
जाब क॑ चिनियोट नगर में कभी चीन के लोग आकर रहते 
थे । कनिष्क-राज ने यह स्थान उनके निमित्त रखा हुआझ्ना था । 
जब मध्य एशिया का मार्ग रुका तो चोनी यात्री ब्रह्मदेश 
(बर्मा) के माग से यहाँ गअ्राते थे । 


( १९१ ) 


चोथी शती में कमारजीव नाम का भारतोय विद्वान चीन 
में जा बसा । उस नें अनेक ग्रंथों का चीनो भाषा में अनवाद 
किया । छठी शती में परमार्थ चीन में पहुँचा । वह शास्त्र 
का महान्‌ विद्वान था। वह अपने साथ अनेक बौद्ध ग्रन्थ चीन 
को ले गया । 

तीन प्रसिद्ध चीनी-यात्री भारत में आए । फाहद्यान 
ह्न्त्सांग और इत्सिंग । इनमें से ग्रन्तिम दो संस्कृत के भी 
विद्वान बने । इन का उल्लंख आगे होगा । 


३. सुवण भूपि अथवा सुवण द्वीप 
२३१. भारतीय ग्रन्थों में सवण भमि नाम प्राय: मिलता 
है । कोौटल्य के अथ शास्त्र में सुवण भूमि के भ्रगरु (अगर-तगर ) 
का उल्लेख है। बहत्कथा क॑ समय भी इस द्वीप का नाम प्रसिद्ध 
था । इस सवण द्वीप के अनेक भाग थं। उनमें से कई एक 
में हिन्द-राज्य का इतिहास उपलब्ध हो चका है। उन में से 
कतिपय का वर्णन आगे किया जाता है। 


४. कम्बोज( - कम्बोडिया) 


२३२. अति प्राचीन कम्बोज भारत के उत्तर में 
थे। उनका उल्लेख पहल प्रसद्ों में हो चुक्ना है । उसी जाति 
ने पर्व में जाकर एक देश पर अपना अधिकार कर लिया। 
उसका नाम भी कम्बोज हुआ । भ्रब उसे कम्बोडिया कहते 
हैं । कई लेखकों का कहना है कि कम्ब नाम का एक परुष 
गाय देश स वहाँ गया, और उसने यह देश बसाया । पहली 
दशती में कौण्डिन्य नामक किसी भारतीय ने यहाँ राज्य 
स्थापित किया । 

यह देश पहले फूनान का एक उपजनपद था । पर पोछे 
से स्व॒तन्त्र हो गया । वहाँ जयवर्मा आदि हिन्द राजा राज 


( १९२ ) 


करते थे । उनके शासन संस्कृत भाषा में मिले हें | भारतीय 
प्रयास से संस्कत पुनः द्र-दूर जा पहुँची थी । कम्बोज में 
अ्रद्भोरवाट नाम का एक मन्दिर घने जंगल के अन्दर आज 
भी खोज लिया गया है। यह कभी ३, ४ क्रोश लम्बा और 
उतना ही चौडा था। सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ कर मनष्य इस 
के अन्दर प्रवेश करता था । इसमें श्र:्ध त शिल्प-कला दिखाई 
गई है । यह मन्दिर केवल पत्थरों का है। पत्थरों के जोड़ 
पर कोई मसाला नहीं बरता गया। पत्थर इस क्रम से 
जोड़े गय हैं, कि आज तक खड़ हैं । वतेमान काल क बड़े- 
बड़ वास्तु-कला-विद्‌ इस देख कर आाइचय करते हूँ । सस्क्ृत 
क प्रचार क कारण यहाँ के नगरों आदि के नाम भी शद्ध 
भारतीय प्रकार के थ। यद्योधरप्र,भवपर आदि नाम सुविख्यात 
हैं। यहाँ कभी शिव की पूजा होती थी । 


५. चम्पा 

२३३. अन्नम का भारतीय साम्राज्य चम्पा कहाता था । 
उसकी राजधानी चम्पा नगरी थी । दूसरी शती ईसा में वहाँ 
श्रीमान नाम का एक राजा राज्य करता था । चौथी शताब्दी 
में यहाँ भद्गवर्मा नाम का एक राजा था | चम्पा से जो 
शासन संस्कृत भाषा के मिले हैं उनमें इस राजा का उल्लेख 
है । वह बड़ा विद्वान, चतुर्वेदवित्‌ था। उसने शिव का एक 
मन्दिर बनवाया। मन्दिर का नाम भरद्वेश्वर स्वामी था । 
चम्पा पर चीन और फतान क राजाओं ने कई आक्रमण किए 
चम्पा की शक्ति क्षोण हुई, पर संस्कृत और भारतीय संस्कृति 
कछ-कुछ बनी रही । 


६. श्री विजय (सुमात्रा) 


२३४. सुमात्रा का पुराना नाम वारुष 7 द्वीप था । यह नाम 
मञ्जुश्नी मूलकल्प में मिलता है। उसका मध्यकाल में प्रयुक्त 


( १२३ ) 


ग्रपभ्रंश बरॉस था । 
चौथी शती से इस दंश के भारत से सम्बन्ध का कुछ 
पता मिलता है। इत्सिंग क अनुसार कभो यह स्थान बोद्ध 
विद्या का कन्द्र था। चीन से भारत का व्यापार श्री विजय 
के मार्ग से पर्याप्त होता था। वहाँ के शासनों में शक सम्वत्‌ 
का प्रयोग है। 
७. यवद्वीप ( >”जावा) 


२३४५. यवद्वी प की प्रसिद्धि रामायण काल से है । कम्बोज 
में हिन्द राज्य की स्थापना के विषय में ग्रनक किवदन्तियां प्रसिद्ध 
हें । यवद्वीप के प्राने पढ्टों में य॑ सुरक्षित हैं । एक वर्णन क 
अनमसार जावा उपनिवरा का बनाने वाला महाभारत-यद्ध के 
ससय का था | छठी शती से पहल का इसका इतिहास श्रज्ञात 
हो चुका है। जावा से संस्कृत के चार शिलालेख मिले हें। 
पूर्णवर्मा नाम का राजा छठी शताब्दी में वहाँ राज करता था । 
वह अपने पव॑जों को राजषि और राजाधिराज की उपाधियों 
से स्मरण करता है | जब वहाँ शिलालेखों में संस्क्रत भाषा 
बरती गई थी, तो संस्कृत समभने वाले भी अनेक होंगे । 

हिन्द लोग जावा में रामायण और महाभारत अपने साथ 
ले गये थे । उनके थोड़े से भाग अब मुद्रित हुए हूँ । 


८. बोनियो 


२३६. पव॑-बोनियो में हिन्द रांज्य का अश्रस्तित्त संस्कृत 
भाषा के सात शिलालेखों से प्रमाणित होता है । उन में राजा 
कुण्डुड्भ,उस के पृत्र अश्ववर्मा ओर अश्ववर्मा के पृत्र मलवर्मा 
का उल्लेख है । मूलवर्मा ने बहुसुवर्णक नामक यज्ञ किया था । 
इस यज्ञ की समाप्ति' पर उस ने ब्राह्मणों के लिए २०,००० 
(बीस सहस्न ) गौएँ दान कीं। उस दूर देश में तब पर्याप्त 
ब्राह्मण थे । 


( १२४ ) 


ये शिलालेख चौथो शती ईसा के आ्रास-पास के हैं। 
उसके उत्त र-काल की हिन्दू-देवताश्रों और बुद्ध की मूर्तियाँ 
इस देश के अन्दर के भागों से भी मिली हें । इस से निश्वय 
होता है कि कभी वहाँ अनेक मन्दिर और विहार रहे होंगे । 
भारतीय संस्कृति का पर्याप्त-प्रभाव वहां पहुँच गया था। 

६. बाली 

२३७. जावा के पूब में बाली एक प्रधिद्ध द्वीप है । सुमात्रा, 
जावा और बोनियो से यह बहुत छोटा है । छठी शती से इस 
ढीप का जो इतिहास मिलता है, उससे ज्ञात होता है कि वहाँ 
भी हिन्द और बोद्धमत पहुंच चुके थे। बौद्धमत का ऐश्वर्य 
तब वहाँ चमकता था । चीनी यात्री इत्सिंग दे वहाँ के लोगों 
और बोद्ध-भिक्षुत्रों का अच्छा चित्र खींचा है। आज भी 
पुराने काल से चले आए कुछ ब्राह्मण-परिवार वहाँ मिलते 
ह ' हिन्द्‌ मन्दिर भी वहाँ विद्यम न हैं । एक मन्दिर वरुण 
देव का है | शिव, ब्रह्मा, त्रिष्ण आदि देव-नाम अब भी वहां 
प्रवलित हैं । दुर्गा और सरस्वती नाम भी प्रसिद्ध हैं । 

बाली में भो संस्कृत के शिलालेख मिले हें । इनका काल 
आठवों शती से पुराना नहीं । बाली से जो संस्कृत साहित्य 
अरब उपलब्ध हुम्ना है, उसमें बंद, आगम (शव), इतिहास, 
और तन्‍्त्र आदि ग्रन्थों के टुकड़ हें । गायत्री मन्त्र तथा यज्ञो- 
पवीत पहनने का मन्त्र पुरानी पुस्तकों में मिल. हैं । 

इस संक्षिप्त वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल के 
आ्राचायं घर में बन्द रहने वाले पुरुष नहीं थे। वे साहसी, 
द्र-देश-गामी, संस्कृत से प्रम रखन वाले और इसका सर्वेत्र 
विस्तार करने वाले थ । संस्क्रृत भाषा, जो इस्लामी-काल में 
पदच्युत हुई, और जिसकी स्थिति श्राज भो ठीक नहीं, जिसे 
अपन घर में ही पूरा स्थान नहीं मिल रहा, कभी सम्पूर्ण सुवर्ण 
भूमि पर फंली हुई थी । 


सत्रहवों अध्याय 
पञ्चतन्त्र--इ भका विश्वव्यापी प्रभाव 


२३८. भारतवषं म अर्थशास्त्र की विद्या भगवान्‌ ब्रह्मा 
से चल पड़ी थां। अथंवद एक उपवद माना जाता था। 
ब्रह्मा-रचित त्रिवर्गंशास्त्र अति प्रसिद्ध था । उसका एक 
भाग भ्र्थ-शास्त्र विषयक था । उसक संक्षेप विशालाक्ष 
(शिव ), बाहुदन्तीपुत्र (इन्द्र ), बृहस्पति, उशना (शुक्र), 
नारद (पिशुन) ओर भारद्वाज ( होण ) आदि के थे । 
ग्रन्तिम अ्रथंशास्त्र, जो इन्हीं ग्रन्थों का समाहार था, 
आ्राचार्य विष्णुगुप्त-कौटिल्य का था । 


२३६. इन अशथ्शास्त्रों का विषय बहुविध और 
प्रति गम्भीर था । उसको स्पष्ट रूप से समभाने के लिए 
महाभारत आदि ग्रन्थों में यत्र-तत्र कुछ आख्यान कहें गए 
थे । मौये-काल के पदचात्‌ इस सारी सामग्री को अ्रनायास 
समभने के लिए विष्णशर्मा ने एक ग्रन्थ रत्न तन्त्र-आख्या- 
यिका रचा । वह ग्रन्थ अ्रब मुद्रित हो चुका है। उसके 
अनेक अवान्तर-रूप पञ्चतन्त्रादि में प्राप्त हें। यह पञुच- 
तन्‍त्र भी पर्याप्त पुराना ग्रन्थ है। इसका साक्ष्य निम्नलिखित 
स्थानों में मिलता है-- 

(क) अरबी ग्रन्थकार अल-मासूदी (संवत्‌ ८७) लिखता 
है, किसी पञ्चतन्त्र का बनाने वाला दाई-सलेम (देवशर्मा) 
सिन्धु का राजा था । वह सिकन्दर से लगभग १५० वर्ष 
परचात्‌ अथवा विक्रम से कोई १२० वर्ष पूर्व था। उस ने 
“कलीला व दिम्ना” (कटेक-दमनक ) नामक ग्रन्थ लिखा । 

(ख) इस ग्रन्थ का एक अनुवाद पहलवी भाषा में संवत्‌ 
६०० के समीप हुआ । 


( १२६ ) 


(ग) इक का एक और अनुवाद संवत्‌ ६२७ में सीरिया 
की भाषा में हो गया । 

(घ) इस का अरबी अनुवाद अब्दुल्ता इब्न-अल-मोकफ्फा 
ने लगभग संवत्‌ ८०७ में किया । 

(ड) ग्यारहवीं शर्ती में एक अनुवाद यूनानी भाषा में 
हो गया । 

(च) लगभग इसी काल में एक अनुवाद इब्रानी भाषा में 
हुआ । 

(छ) इस के पश्चात्‌ तुर्की, स्‍लाव और अन्य भ्रनेक 
योरोपीय भाषाशओ्रों में इस के अनुवाद होते चले गए । 


भारतीय संस्करण 

(ज) वसुभाग भट्ट ने पञ्चतन्त्र का एक संस्करण 
किया । 

(कर) इस पर झाश्चित लगभग ११वीं झती विक्रम में 
दाक्षिणात्य दुर्गंसिह ने कन्‍नड़ भाषा में अनुवाद किया । 

(व) जेत ग्ाज़ास वृ्णभद्र ने विक्रम १२५६ में संस्कृत में 
पञ्चतन्त्र का एंक शथा संस्करण किया । 

वर्तमान युग में भी पञचतन्त्र के अनुवाद संसार की अनेक 
प्रमुख भाषाओं में हो त्रुके हें । राईडर का अंग्रेजी अनुवाद 
बहुत प्रसिद्ध हुआ है। उस ने इस ग्रन्थ की भूरि-प्रशंसा की 
है । पञ्चतन्त्र का संसार पर व्यापक प्रभाव है। 

२४०. पञ्चतन्त्र में पाँव शास्त्र हें। उन के नाम हँ-- 
मित्र भंद, मित्रलाभ, सन्धिविग्नह, लब्ध-प्रणाश और अपरोीक्षा 
कारित्व । 

इन विषयों का राजनीतिक महत्त्व बहुत अधिक है । 
ग्रन्थ रुचिकर, सरल और शीक्र बुद्धिगम्य है । भाषा प्राञऊ्जल, 


( १२७ ) 


सुललित और भावों को स्पष्ट करने वाली है। भारत में 
आज भी लाखों छात्र इसे पढ़ कर संस्कृत बोलने का अभ्यास 
करते हैं । 

संसार में राजनीति विषयक ऐसा अनपम ग्रन्थ अन्यत्र 
नहीं । पशु-पक्षियों को कहानियों द्वारा सारा गहन विषय 
स्पष्ट किया गया है। ग्रन्थकार का बुद्धि-चातुर्य वस्तुतः 
ग्रद्वितीय था । इस ग्रन्थ की छाया पर शब्ननेक ग्रन्थकारों ने 
राजनीति की सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं । फारसी का अ्रन्वारि- 
सहेली ग्रन्थ जो संवत्‌ १५२० के समीप लिखा गया, इसी 
प्रकार का है । इस ग्रन्थ द्वारा भारतीय गौरव दर-दर तक 
विस्तृत हुआ और संसार भारतीय संस्कृति का ऋणी बना । 


२४१. शतरजञ्ञ का खेल--अल-मासूदी के श्रनसार 
पञ्चतन्त्र की रचना (१२०-पू्व-विक्रम) के ७०-८० वर्ष 
के पश्चात्‌ सिन्ध्र में ही शतरज्ज ("-चतुरज्भ ) के खेल का 
आविष्कार हुआ । शीघ्र ही यह खेल संसार भर में व्यापक 
हो गया, और आज तक व्यापक बन रहा है। भारतीय सेना 
का जो चतुरज्ध विभाग था, उसी की नकल पर यह खेल 
बना था । 


अठारदवाँ अध्याय 
आन्ध्र ओर शक-काल 


२४२. श॒ुद्भ और कण्यों के पश्चात्‌ अधिकांश भारत 
के भाग्य-विधाता आ्रान्ध्र-कुल क राजा थे । इन्हें सातवाहन 
अथवा शालिवाहन नाम से भी पुकारतं थ । नहीं कह सकते 
कि इनका मगध से कितना अथवा कब तक सम्बन्ध रहा । 
पर यह निश्चित है कि इन के ५०-६० वर्ष बीतने पर मगध 
की महत्ता क्षण हो चुकी थी । 

२४३. ये राजा प्राकृतों के उपासक थे। प्राकृत भाषा 
की अनेक चिर-विख्यात कृतियाँ इसी काल की देन हैं । 
सातवाहन हाल-रचित गाथा-सप्तशती-कोष तभी संकलित 
हुआ था । इस में उस काल के कवियों की सूक्तियों का ए 
झपव संग्रह है। जेन ग्राचायें पादलिप्त की तरगंवई 
(तरज्भवतो ) कथा इसी काल की शोभा को चार चाँद लगाती 
है । इसी यग में लीलावती कथा प्राकृत में लिखी गई । उस 
में किसी सातवाहन नृपति का वर्णन मिलता है। यही काल 
था जब महा-विद्वान गणाढ़्य ने अश्रपनी प्रसिद्ध बहत्कथा 
पशाचो प्राकृत में लिखी । 


भारत में राजनीतिक निबंलता 


२४४. यही काल था जब भारत के पश्चिमोत्तर भाग 
पर यनानी, कृषन, पक्वतव और शकों के आक्रमण होने लगे । 
पश्चिम को शकों ने संभाल लिया । उत्तर-पश्चिम पर यवनों 
और कृषनों -तुरुष्कों का साम्राज्य हो गया । मुरुण्ड (शकों 
की एक जाति) पाटलिपुत्र तक पहुँच गई । शक आदिकों ने 
पहले अनेक यद्ध किए । गार्गी-संहिता में लिखा है कि शकों 


( १२६ ) 


ने घोर ग्रत्याचार किए । उत्तर-देशों के सम्पूर्ण युवा आये 
मारे गए । केवल बालक और वद्ध घरों में दिखाई दे रहें 
थे । पुरुषों के ग्रभाव के कारण स्त्रियाँ खेती करती थीं । 
वह भयद्भूर काल था । 

प्रचारक-उत्साह से पुनः संस्क्रृतिक विजय 

२४४. ऐसे काल में ब्राह्मणों का स्वच्छ जीवन, उत्साह 
और विद्या-प्रभाव चमका । पश्चिचम के शक-राजा, जो पहले 
ही शिव उपासक थे, भारतीय शैव-प्रभाव में श्राए । रुद्गबदामा 
ने जूनागढ़ की प्रशस्ती संस्कृत में उत्कीर्ण कराई । वह स्वयं 
संस्कृत का विद्वान था । अर्थशास्त्र के श्रनेक विषयों में 
प्रवीण था । राजा के संस्कृतज्ञ होने से संस्कृत का 
मान बढ़ा । 

२४६. कनिष्क--बौद्ध-भिक्षुओं की तपस्था भी फल 
लाई । अभूततूव प्रचार हुआ । उस में जीवन-ज्योति का 
झ्राकर्षण था। कुषन अथवा तुरुष्क राजा बौद्ध बन गए। 
कनिष्क बौद्ध-धचम का स्तम्भ बना । उस ने श्रनेंक विहार 
बनाए । बौद्ध वाड_ मय का रक्षण और प्रचार किया। बौद्ध 
विद्वानों को आश्रय दिया । अश्वधोष और नागार्जुन उसी काल 
में हुए । 

२४७. अश्वधोष--भ्रश्वघोष पहले वंदिक ब्राह्मण 
था । वह बौद्ध बना । उस ने श्रत्यन्त प्राञ्जल संस्कृत में दो 
महान्‌ काव्य ग्रन्थ लिखे , बुद्ध-चरित और सौन्दरनन्द । 
इस ग्रन्थ में महाभारत में उल्लिखित घटनाओं का बहुत 
वर्णन है । उस की वज्जसूची में गीता और मनुस्मुत झादि 
का संग्रह है । उस ने नाटक भी लिखें। बौद्धों के महायान 
सम्प्रदाय के ग्रन्थ भी उस ने संस्कृत में लिखे । तब संस्कृत 
ने भारत में प्रपना सिर पुनः ऊँचा किया । 


( १३० ) 


. २४८. चीन के ग्रन्थों में उस के काल के विषय में 
भिन्‍न-भिन्‍न मत हें | कई विद्वान उसे बद्ध से ४०० वर्ष 
पदचात्‌, दूसरे ६०० वर्ष पश्चात झ्रथवा ७०० पर्ष परचात्‌ 
मानते हैं । पर जंसा पहले लिश्व च॒के हैं, बद्ध का काल भो 
परा निश्चित नहीं है | अ्रश्वघोष पादवे का शिष्य था, और 
अनेक स्थानों में पाइर्व को कनिष्क का समकालिक कहा 
गया है, ग्रतः अ्रद्वघोष कनिष्क के काल में हो सकता है । 


२४६. नागाजु न--यह दूसरा बौद्ध-विद्वान था। 
नागार्जन तकंशास्त्र और रसायन-शास्त्र का विशेष ज्ञाता 
था | वह विद्वानों की खोज में रहता था। उस ने भी 
संसक्रत-विद्या को प्रोत्साहन दिया । कहते हैँ, वह ४०० 
वर्ष जीता रहा । जीवन के अन्तिम भाग में वह दक्षिण 
में चला गया। नागार्जनी-कोण्डा की पहाड़ियाँ उसी के 
नाम का स्मरण कराती हें । उस कं द्वारा दक्षिण में बौद्ध- 
मत का बड़ा विस्तार हुआ । 


सम्राट्‌ शूद्रक 

२४०. आन्ध्रकाल के मध्य के परचात्‌ भारत के 
पश्चिम में एक महान्‌ सम्राट हुआ । वह ब्राह्मण-कुलोत्पन्न 
महाबली श॒द्रक था । वह एकमात्र असि-सहाय था। उस ने 


शकों और म्लेच्छों से श्रनेक यद्ध किए । शक परास्त हुए । 
शकों का महत्त्व न्यून हुआ । 


२४१. शद्रक महान्‌ विद्वान था। वेदों और बहुविध 
शास्त्रों में उस की अ्व्याहत गति थी । उस ने मच्छकटिक 
प्रकरण भास के चारुदत्त के अ+करण पर लिखा । इस ग्रन्थ 
में भारतीय जन-साधारण के जीवन का चित्रण है। उस 
काल की गणिकाएँ थोड़ा सा उच्च भाव भी रखती थीं । 


( १३१ ) 


इस का ग्राभास वसन्तसेनाक चरित्र में मिलता है । 


सम्राट शूद्रक संस्क्ृत का महान्‌ प्रचारक हुआ | बाण 
ने कादम्बरी में लिखा है कि वह गोष्ठो-बन्धों का प्रवतं- 
यिता था । अन्यत्र भी उसे ब्रह्म-सभा का संस्थापक कहा है । 


शाकुन्तलकार-- कालिदास प्रथम 


२४२. यदि भारतीय-परम्परा का ऐतिहासिक महत्त्व 
सत्य सिद्ध हो गया, जिस के लिए ग्रब प्रभूत सामग्री प्राप्त 
हो रही है, तो निश्चय ही कालिदास नाम के दो महान्‌ 
ग्रन्थकार पहले हो चक्र हें । नाटक-कार प्रथम कालिदास 
ह॒द्रक-विक्रम का समकालिक वा सभ्य था | दूसरा कालिदास 
हरिषेण रघकार था । वह साहसादू विक्रम का मन्त्री था। 
तिब्बत के इतिहासों में नागा्जन और कालिदास की समका- 
लिकता लिखी है । 


शकन्तला नाटऋ--श्रतुल-यश-प्राप्त यह नाटक इस 
काल की रचना है। इस की क्थावस्तु महाभारतान्तगंत 
'पुराने इतिहास पर आश्चित है, पर घटनाश्रों के चित्रण में 
अवश्य ही समकालिक अवस्थाओ्रों का समावेश है। नगर- 
रक्षकों (पोलिस) का वर्णन इसी ढंग का है। महा-कवि 
कालिदास की प्रतिभा और भाषा पर उस के अ्रसाधारण अधि- 
कार के कारण इस नाटक में एक सजीवता है । इस का पाठ 
और इस का प्रेक्षण दोनों चिर-स्थायी प्रभाव उत्पन्न करते 
हें। इस की रुचिरता के कारण श्रनेक हताब्दियों के 
आलोचकों ने इस की मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। जमंन 
विद्वान मंटे (७90०४४०) इस पर मग्ध हो गया । रवीन्द्र- 
नाथ ठाक्र ने ओजस्वी शब्दों में इस की स्तुति गाई। 
इस ग्रन्थ का प्रभाव संसार भर में हुआ । अनेक भाषाश्रों 


( १३२ ) 


में इस के अनवाद हुए । इस के द्वारा भारतीय संस्कृति 
का मुख उज्ज्वल हुआझा । 

२४३. मलदेव---शद्रक का समकालिक और मित्र 
सकल-कला-ज्ञान-विचक्षण कर्णी-सुत धतेराज मूलदेव था । 
उस की कलाशझों का संस्क्ृत-साहित्य के अनेक ग्रन्थों में वर्णन 
मिलता है । इस ज्ञान के लिए उसे विदग्ध-चूड़ामणि भी 
कहते थे । 

सिकन्दर का पञ्जाब आक्रमण 

२४४. आान्ध्र-काल के अ्रन्तिम दिनों में यनान-वासी 
सिकन्दर ने ईरान-विजय के पहचात्‌ पञ्जाब पर आक्रमण 
किया । पञ्जाब के प्रथम बड़े यद्ध में ही उसे भारतीय 
सेना का बल ज्ञात हो गया। सिकन्दर को आत्ऋूलाघा 
का रोग था | प्लटार्क लिखता है कि इसी कारण सिकन्दर 
ने बहुधा भूठ ही अपनी स्तुति गाई है । उस के ऐतिहासिक 
भी इसी रोग में ग्रस्त थे । 

वास्तविक तथ्य यह है कि पोरस और सिकन्दर के यद्ध 
में विजय किसी की नहीं हुई । सायं समय दोनों सनाएँ थक 
कर अपन-अपने शिविरों में चली गई । सिकन्दर के अभ्रननय 
विनय पर पोरत्त ने उससे मित्रता करली । कहां सिकन्दर 
महान और कहां पञ्जाब क दो ज़िलों का राजा | योरोपीय 
ग्रभिमान को पञ्जाब में नीचा दखना पड़ा । आग भी पदें- 
प्द अवरोध हो रहा था | उधर गड्भा क पास भारत के दो-राजा 
श्रपन पम्पर्ण दल-बल सहित उपस्थित थ । सिकन्दर की सना 
ने यह समाचार सना । सब के होश उड़ गए । सिकन्दर ने 
लौट जाने का संकल्प कर लिया । 

२५५. देश-भक्क ब्राह्मण-भा रतीय संस्क्रति का इतिहास 
भ्रपर्ण रहेगा, यदि उस काल के पञ्जाब क ब्राह्म णों का नाम- 


( १३३ ) 


स्मरण न किया जाए । य ब्राह्मण दशहित की श्रग्नि से उत्तप्त 
हो गए। विदशी भारत में अत्याचार कर, यह उनस सहा 
नहीं गया । व इस दुःख सं बचने के लिए कटिबद्ध हुए । ग्राम- 
ग्राम और नगर-नगर में प्रचार हुझ्ला कि संगठित हो जाओो 
शत्र का विरोध करो । जिस प्रकार भारत के अ्रभी कल के 
स्वतन्त्रता-युद्ध (संवत्‌ १९१४) में साधझों ने देश-भक्ति 
की ज्वाला जगा कर भारतीय सेनिकों को सहायता पहुँचाई 
थी, उससे कहीं बढ़ कर उस पूव॑-यग के ब्राह्मणों ने काम 
किया । ब्राह्मणों नें वीर-क्षत्रियों को सवंत्र युद्ध के लिए 
प्रोत्साहित किया । प्लूटाक॑ लिखता है-- 


'सिकन्दर ने ऐसे दाशनिकों को बंदी कराया और उन्हें 
फांसी दी । पर वे ब्राह्मण भयभीत नहीं हुए । उनमें जीवन 
था। वे स्वार्थी नहीं थे। उन्होंन कतंव्य को प्रधान मान 
कर उसकी वंदी में प्राणाहुति देदी । 

२५६. सिकन्दर के गरु की आ्राज्ञा थी कि भारत से कोई 
विद्वान्‌ ब्राह्मण अपने साथ लाए । सिकन्दर ने सुना कि 
ब्राह्मण शब्द को ईश्वर मानते हैं । वस्तुत: ऐसे ब्राह्मण शब्द- 
ब्रह्मवगादी थे । सिकन्दर को कहा गया-- 


“हमारे मध्य में एक सन्‍त दण्डमिस (28700&॥78 -+ दण्डी 
स्वामी ?) नाम वाला है। उसका घर जल में है । वहाँ 
वह पत्तों को शय्या पर लेटा रहता है। वह परम शान्‍्त है। 
जज्ुल के जल और कन्द-मूल पर उस का निर्वाह है ।” 

राजा सिकन्दर ऐस ज्ञानी परुष सं मिलन के लिए उत्सक 
हुआ । उसने अपने सेनाध्यक्ष ओनिसि-क्रेट को भेजा कि 
वह दण्डीस्वामी को सिकन्दर के पास ले आए ।ै जब सेनाध्यक्ष 
स्वामी के पास पहुँचा, तो उसने स्वामी को कहा-- 

“हु ब्राह्मणों के श्राचायें, तुम्हें नमस्कार हो । राजा सिकंदर 


( १३७ ) 


जो द्यः-देव का पत्र है, और जो सब मानवों का अधिपति है, तम 
को बुलाता है । यदि तुम उसकी बात मान लोगे, तो वह 
आप को बड़ी भेंट देंगा। पर यदि तुम इन्कार करोगे, तो 
वह तुम्हारा सिर कटवा देगा। 
दण्डी स्वामी स्मित-पृवता से उसे अन्त तक सनता रहा । 
पर स्वामी ने अपनी पत्र-दण्या से अपना सिर तक नहीं 
हिलाया । उसी दशा में उस ने यह घृणास्पद उत्तर दिया-- 
“ईइवबर, राजाग्रों का अ्रधिराज, कभी पाप का भागी 
नहीं होता । वह प्रकाश, शान्ति, जीवन, जल, मानव-देह 
गौर आत्माश्रों का जन्म-दाता है । वह दुरिच्छा नहीं करता । 
वही ईश्वर मेरी आराधना का पात्र है । वही ईश्वर जो 
हिंसा से परे है और जो युद्धों की प्रेरणा नहीं करता । 
परन्तु सिकन्दर ईश्वर नहीं है, क्योंकि वह मरणपधर्मा है 
और तत्सदश संसार का स्वामी कंसे हो सकता है। वह 
तरणी नदी पार नहीं कर सका और न वह सारे संसार में 
व्यापक हो सका। जो पदार्थ सिकन्दर म॒भे देना चाहता है 
व मेरे लिए व्यर्थ हैं | में वन के पदार्थों पर निर्वाह कर के 
सुखी हूँ, दूसरे पदार्थों को में हेंय समभता हूँ । में शान्ति 
चाहता हूँ और अ्राँखें बन्द रखता हुआ किसी बात की परवाह 
नहीं करता । भूमि म॒भे सब कुछ देती है, जंस माता पत्र 
को। यदि सिकन्दर मेरा सिर लेना चाहता है, तो मेरा आत्मा 
बह नहीं ले सकता । वह गिरा हुआ सिर ले लेगा । आत्मा 
शरीर को वसे ही त्याग जाएगा, जसे पुराने वस्त्र त्यागे जाते 
हैं । आत्म-रूपी हो कर में ईश्वर के पास चला जाऊँगा । 
“सिकन्दर उन को धमका सकता है जो धन चाहते हैं 
ग्रथवा मत्य से भय करते हैं । में इन दोनों को त्याज्य 
मानता हूं । ब्राह्मण सुवर्ण से प्रेम नहीं करता और मृत्य 
से डरता नहीं । विकन्दर को कह दो, दण्डी स्वामी तुम से 


( १३४ ) 


कुछ नहीं चाहता, पर यदि तुम उस से कुछ चाहते हो, तो 
उस के पास जाते से भिरको नहीं ।” 

जब सिकन्दर ने दभाषिए द्वारा ये शब्द सुने, उस के 
मन में स्वामी से मिलने की उत्कट इच्छा हुई, क्योंकि 
जिस ने कई जातियों को पराजित किया था, उस 
की एक वृद्ध नग्न-परुष के सामने हार थी । स्वामी टक्‍कर 
लेने में सिकन्दर से बहुत बड़ा सिद्ध हुआ । 

ईरान आदि देशों का अभिमानी विजेता एक नग्न, वद्ध 
ब्राह्मण के सामन अ्रकिञज्चन सिद्ध हुआ । भारतीय संस्कृति 
के विजय ने इस वृत्त को सुनने वाले यूनानी अध्यक्षों क खून 
में सन्‍सनी उत्पन्न कर दी । 


२५४७. पञ्जाब की दो-चार साधारण जातियों से लड़- 
भिड़ कर थका सिकन्दर लौट गया । भारत में इस काण्ड का 
पता भो नहीं लगा । न भारत पर इस घटना का कोई प्रभाव 
हुआ । वेदिक, जेन और अन्य सब अपनी-अपनी शिक्षा में 
दत्त-चित्त रहे । आन्ध्र काल बीत गया । विदेशों में भारतीय 
प्रभाव बढ़ता गया । इस का संक्षिप्त वत्त पहले एक ही 
स्थान पर कर दिया है । शक पुनः अपना सिर उठा रहे 
थे । इस प्रवस्था में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआझा । 

आन्ध्र काल को वास्तु-कला--श्रान्श्र काल ने भार- 
तीय संस. ति के इतिहास म कुछ विशेष स्मृतियाँ छोड़ी हैं । 
उस समय को वास्तु-कला विशेष उन्‍नत थी । भ्रजन्ता और 
नासिक में चट्टानों को काट कर जो चेत्य, विहार अथवा 
गफाएँ बताई गई थीं, वे श्राज भी देखने योग्य है। चट्टान 
काटने का काम आदइचर्य-जनक सफ़ाई से किया गया है । 
कहीं-कहीं स्तम्भ भी खड़े हें | चेत्य बड़े लम्बं, चौड़े कमरे 
को कहते हें । ऐसे चेत्य वास्तु-शिल्प का अच्छा नमूना हैं । 


( १३६ ) 


इन के साथ विहार श्रर्थात्‌ भिक्षुग्रों के रहने के छोट कमरे 
भी देखने योग्य हें । इन पर आन्ध्र-कुल के राजाओं के 
लेख भी उत्कीण हूँ | साञ्ची क तोरण-द्वार इसी काल की 
स्मृतियाँ हूं । 

चित्रकला---अभ्रजन्ता में इन गफाओ्रं के अन्दर दीवारों 
पर उस यग की सभ्यता को बताने वाले अनेक चित्र उत्कीर्ण 
हैं । इन में एक सजीवता पाई जाती है । संसार के बड़े-बड़े 
चित्र-कलाविद इन्हें देख कर भूरि-भूरि प्रशंसा करते हें । 





उन्‍नीसवां अध्याय 
गत-सामग्राज्य 


वेष्णव अथवा भागवत सम्प्रदाय का उदय 
२४५८. आरान्ध्रों के क्षीण हो जाने पर उन के श्ननेक 
ग्रध्यक्षों न स्थान-स्थान पर अपना सिर उभारना आरम्भ 
किया । इन्हें आन्ध्र-भत्य भी कहते थे । इन में एक अधि- 
कारी चन्द्रगत्त था । उस न पाटलिपुत्र में अपनी सत्ता 
स्थापित कर ली | वह वीर, उत्साही और नीतिवान था । 
उस का पुत्र समुद्रग॒ुप्त अथवा समुद्रपाल था । 


२४६, समद्रगप्त वीरता का अवतार था । उस की 
मद्राश्नों पर उसे व्याप्रपराक्रम, अप्रतिरथ, पराकत्रमाडु झ्रादि 
विशषणों से यक्‍त प्रकट किया है । उस की एक उपाधि 
विक्रमाडु भी थी। समुद्रग॒ुप्त नें भारत के अधिकाँश भाग 
पर विजय प्राप्त कर एक सुदढ़ साम्राज्य स्थापित किया 
वह अपने झाप को परम भागवत श्रर्थात्‌ वेष्णव लिखता 
था । उस की मुद्राओं पर लक्ष्मी की मूरति भी पाई जाती 
है । निश्चय है कि गुप्तकुल के अनक सम्राट्‌ पक्‍के वेष्णव 
और वेदानयायी थे । 


गुप्त राजाओं के नामों के साथ लग विशेषण महा- 
भारतस्थ विष्ण-सहस्न-नाम की छाया पर हें । 


२६०. समुद्रगुप्त वीर ही नहीं था, कविराज भी था । 
उस ने क्ृष्णचरित नामक एक सुललित काव्य ग्रन्थ लिखा । 
वह॒राजा विदग्ध-मति और गान्धवे-कला में श्रति निपुण 
था। कृष्णचरित के तीन पत्र मद्रित हो गए हैं । इन सब 
गुणों से युक्त हो कर उस ने अइ्वमेघ यज्ञ किया । 


२६१. अश्वमेध--यह यज्ञ कोई श्त्यन्त शक्ति- 
शाली और समद्ध सम्राट ही कर सकता है । ये दोनों बातें 
इस में थीं । उस की उत्कीर्ण कराई प्रयाग-प्रशस्ति 
उस के शोय॑ का पूरा चित्र खींचती है। उस के शअ्रश्वमंध की 
और दूसरे अवसरों की सुवर्ण-मुद्राएँ, जो आज भी भूमि के अ्रन्दर 
से मिल रही हैं, इस के काल की अतुलनीय समृद्धि को 
बताती हैं । 


२६२. हरिषेण कालिदास--इस वीर रजा का प्रधान 
मन्त्री ब्राह्मण हरिषेण था । हरिषेण उस की प्रयाग-प्रशस्ति 
का रचयिता है | इस हरिषण को उस की असाधारण विद्या 
ओर प्रतिभा के कारण कालिदास कहने लग पड़े थे । इस 
विद्वान्‌ पुरुष ने सुविख्यात रघृवंश-काव्य की रचना की । उस 
ने कुमारसंभव आदि काव्य लिखें | हिमालय से रास- 
कुमारी तक के संस्क्ृत-छात्र इन काव्यों को पढ़ कर संस्कृत 
के योग्य विद्वान बने हैं । 


२६३. वसुबन्धु ओर दिडनाग--ये दोनों आ्राचार्ये गुरु 
ओर शिष्य थे । वसुबन्धु बहुत दिन तक पशावर के कनिष्क- 
विहार में रहा । वहीं उस ने अभिधमंकोश-व।स्त्र लिखा । 
दाशेनिक सम्प्रदाय में शिष्य दिननाग की प्रसिद्धि बहुत अधिक 
हुई । बौद्ध न्याय को दिन्नाग ने चार चान्द लगाए | गौतमीय 
न्याय के वात्स्यायन भाष्य पर इस ने वज्र-प्रहार किए । 
नागार्जुन के काल से बौद्ध और वंदिक दाशनिकों का जो 
लेख गत शास्त्रार्थ श्रारम्भ हुआ, वह दिड नाग द्वारा उत्कर्ष 
को प्राप्त हुआ । 

सम्राट और मन्त्री की योग्यता के कारण भारत में 
चारों ओर उन्नति होने लगी । प्रजा की सामाजिक दशा 
सुधरी । लोग सुख का अन्न-जल खाते पीते थ । 


( १३६ ) 


२६४. समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ उस का पुत्र रामगुप्त 
सिंहासन पर बंठा । रामगुप्त का विवाह शक-राजकुमारी 
ध्रवस्वामिनी से हो चक्रा था। यद्ध करते-करते रामगप्त 
उत्तर में आ पहुँचा । वह शकराज द्वारा घेर लिया गया । 

| से मक्ति असंभव हो गई । शकराज और रामगप्त की 
सन्धि हो गई । रामगुप्त ने श्रुवस्वामिनी को शकराज को 
दे देना स्वीकार कर लिया । 

२६४. पतन की यह पराकाष्ठा थी । कहाँ राम ने 
सीता को छुड़ाने का स्वप्नातीत कष्ट सहा और कहाँ आये- 
राजा का यह पतित-कम । 

हसांक चन्द्रगुप्त 

२६६. रामगुप्त का लघु श्राता चन्द्रगुप्त द्वितीय था। 
वह परले सिरे का साहसी और आत्म-सम्मान रखने वाला था। 
उस ने एक योजना बनाई । भाई और राज-प्रुषों की सम्मति 
से वह कई सौ वीर योद्धाओं के साथ जो सब स्त्री-वेश में 
थे, शक-शिविर में प्रविष्ट हो गया । वहाँ उसने शकों को 
मार डाला । पश्रवस्त्रामिनी अपने कायर पति से घणा 
करने लगी । समय पाकर चन्द्रगुप्त ने अपने भाई का वध 
किया ओर अपअ्रवस्वामिनी से विवाह करके भारत का सम्राट 
बना । यह व्यक्तित भारतीय इतिहास में चन्द्रगप्त विक्रमा- 
दित्य नाम से प्रसिद्ध है । तिब्बत के ऐतिहासिक सब गप्तों 
को विक्रम नाम से पृकारते हें, और इस काल को विक्रमों 
का काल लहते हैं। 

६७. साहसाडू संस्कृत का बड़ा प्रेमी था । उसके 
कःल में कौन था, जो संस्कत न बोल सके । उस के अन्त:पर 
में भी संस्कृत भाषा का नियम प्रवरतित हो गया था। बौद्ध, 
जेन और वंदिक सब उससे प्रतन्नथे । 


( १४० ): 


संवत्‌-प्रवतेन 
६८. जन साहित्य में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार 
मिलता है। वही राजा संवत्‌-प्रवतंक हो सकता है, जिसके 
सम्पूर्ण राज्य में संवत्‌-प्रवर्तेन के दिन एक भी व्यक्ति ऋणी 
न रहे । विक्रमादित्य ने ऐसा ही प्रबन्ध किया । पृथिवी ग्रनण 
की गई । सारे राज्य में प्रसन्‍नता का कोई अन्त न रहा था। 
सुख की वर्षा चारों ओर हो गई । दान की महिमा का 
विस्तार हुआ | ख्राहित्य श्रौर शिल्प-कलाएँ वृद्धि का प्राप्त 
हुई । राजधानी उज्जयन में बनी । 


२६६. सिद्धसेन दिवाकर--ये जैन आक्षायं महाराज 
विक्रम के काल में थे, राजा इनका बहुत सम्मान करते थे । 
न और वंदिक का भेद नहीं था| महाराज चन्द्रग॒प्त ने आचाय॑ 
सिद्धसेत सूरि को बहुत धन दिया । सिद्धसेन ज॑न सम्प्रदाय 
में पहले आचाये थे, जिनके मन में यह बात समा गई कि 
सारा जन आगम संस्कृत में कर देना चाहिए । दिवाकर जी 
बहुशास्त्र पारज्त थे । उनका रचा सन्मतितक ([प्राक्ृत में) 
न्याय के सृूक्ष्म-पक्षों का विचार उपस्थित करता है। 

२७०. भट्दार हरिचन्द्र--महाराज चन्द्रगुप्त-विक्रमा- 
दित्य की सभा में आयुर्वेद शास्त्र के महान्‌ ज्ञाता भट्टार 
हरिचन: हुए हैं । उन्होंने चरकसंहिता पर एक भाष्य रचा 
था । इस ग्रन्थ के कुछ पत्र लाहोर॒स छपे थे। भट्टार ने 
खरनाद नामक एक अन्य आायवंद-संहिता का प्रति-संस्कार 
किया था । आयुर्वेद की विद्या के अन्य अनेक ग्रन्थ भी तब 
रचे गये । 

२७१. बाल-साहित्य--महाराज विक्रम-चन्द्रगुप्त के 
परोहित वररुचि थे । ये मनि वररुचि से भिन्‍न महापंडित 
आचायें वररुचि थें | राजकुमारों की विनीति इन को सौंपी 


( १४१ ) 


गई थी । इस निमित्त इन्होंने लगभग ७०-८० बाल-साहित्य 
के ग्रन्थ रचे । इनमें व्याकरण, काव्य, नाटक, आयुर्वेद, अ्रश्व- 
विद्या, हस्तिविद्या, ज्योतिष और धनुवेंद आदि के ग्रन्थ थे । 
इनमें से अनेक ग्रत्थ अब भी उपलब्ध हें । वररुचि ने निरुक्‍्त- 
समुच्चय ग्रन्थ भी लिखा । 


२४५. भत्‌ हरि--प्रसिद्ध वैयाकरण भर्त्‌ हरि इसी 
काल में हुम्ना । सैज़ड़ों वर्षों से विस्मृतप्रायः महाभाष्य के 
ग्रध्ययन-अ्रध्यापन को इस ने पुनर्जीवित किया । वेंद का 
प्रामाण्य क्यों किया जाता है, अपश्रंश भाषाएँ कंसे बनीं, 
इत्यादि विषयों पर इस ने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वाक्यपदीय 
लिखा । इसका ग्रन्थ इतना प्रभावोत्पादक था कि दिहू नाग, 
धर्मकीति आदि बौद्ध और मल्‍लवादी सूरि आदि ज॑ंन 
विद्वानों को इस के खण्डन पर ग्रन्थ लिखने पड़े । भत्त्‌ - 
हरि का विद्वानों पर प्रभाव था । 


२५६. सहिष्णुता--गुप्तों के शासन की श्रेष्ठता के 
कारण संस्कृति का स्तर बहुत ऊँचा उठा । वेदिक, 
जन ओर बौद्ध सब एक दूसरे का आदर करते थे । उन 
का विचार-विमर्श सभाझओ्रों में होता था। ह्ा.नसांग ने 
ऐसी एक सभा का वृत्तान्त सुरक्षित किया है | तदनुसार 
विक्रमादित्य के काल में बौद्ध श्रोर ग्रबौद्ध में एक जास्‍स्त्रार्थ 
हुआ । बौद्ध की ओर से वक्ता मनोरथ (वसुबन्धु का गुरु) 
था । मनोरथ परास्त हुआ । उस ने यह वृत्त श्रपने 
शिष्य वसुबन्धु को लिख भेजा । इतने में मनोरथ कालधर्म 
को प्राप्त हो गया । वसुबन्धु ने पूरी तय्यारी की और विपक्षियों 
को विचार-निमन्त्रण के अ्रवसर देने का प्रयत्न किया । 


इस वृत्त से यह निरचय होता है कि विभिन्‍न मतों के 
विद्वान्‌ ग्रन्थों में खण्डन के अश्रतिरिक्त मौखिक शास्त्रार्थ भी 


( १४२ ) 


करते थे । तब हठधमिता ग्रवश्य न्यून होगी । 


२५७. मन्दिर--गुप्त काल म वास्तुकला को विशेष 
प्रोत्ताहन मिला । तत्कालीन लेखों में मन्दिरों और भव्य 
नगरों का वर्णन है । इस काल के मन्दिरों में गर्भगह के ऊपर 
शिखर का निर्माण ग्रारम्भ हो चका था। शिखर के साथ 
का शेष ऊपरी भाग समतल हा रखा जाता था। गर्भगह 
के सन्मुख मण्डप बनाया जाता था। गप्त कालीन सांची 
गौर एरण क मन्दिर वर्णनीय हैं । एरण का मन्दिर विष्ण 
का था । देवगढ़ (झांसी) का दशावतार मन्दिर श्रीर भौतर 
गाँव (कानपुर) का ईटों का बना हुआ मन्दिर भी प्रमुख 
उदाहरण ह। इन्हीं मन्दिरों की कला को आधारभूत मान आने 
वाली शताब्दियों में मन्दिर बनाए गए थे। उत्तर भारत 
म॑ मन्दिर की कला का विशेष प्रतीक शिखर हो गया । 


२४८. पथ सुराक्षत--गप्त-काल में न कंवल नगर 
और ग्रामों क॑ अन्दर के मार्ग सुरक्षित थे, प्रत्युत घने, निजन 
जंगलों के माग भी पूरे सुरक्षित थे। चोर, डाकू का भय 
क्रिज्चनमात्र न था। इस के दो कारण थे। प्रथम था 
प्रजा का अति सुखी और धत-धान्य से पूर्ण होना, श्रौर दूसरा 
था दण्ड का सावधानता से प्रयोग । 


२४६. वैष्णव धरम और भोजन--भ्राज झ्राप किसी 
भारतीय वेष्णपव भोजनालय पर जाएँ, आप को आमिष 
भोजन का नाम भी न मिलेगा । अण्डा, मच्छुली, मर्गी और 
मांस की वहाँ गनन्‍ब नहीं होगी । इस वेष्णव नाम से हो 
प्रकट है कि वह भोजनालय निरामिष स्थान है। हम लिख 
चुक्रे हें कि गुप्त राजा परम भागवत थे झ्रत: उन का राज्य 
मांस के विक्रय से प्राय: रहित था । केवल चण्डाल आदि लोग 
मांस खाते थे । भारत भूमि कृतयुग का दृश्य दिखाती थी 


बीसवाँ अध्याय 
तकं-संघर्ष का उत्कर्ष 


२६०. गत अध्याय में लिखा गया है कि वेदिक, बौद्ध 
ओर जैन विद्वान परस्पर लिखित अथवा मौखिक शास्त्रार् 
करते थे। उस शात्त्रार्थ पद्धात की अब चरम-सीमा झा 
गई । भारम में दिन्नाग, उद्योतकर, कुमारिल, धर्मकीरति 
झोौर शंकर एक के पद्चात्‌ दूसरा प्रखर- द्धि के विद्वान 
उत्पन्न हुए । इन में से प्रत्येक अ्रद्वितीय प्रत्तिभा का अधि- 
पति था । इन में से दिननाग का वर्ण पहले हो चुका है । 

२६१. उद्योतकर शव मतस्थ पशुपताचाय था । वह 
संस्कृत का पण्डित, बौद्ध और जन शास्त्र का पारग और 
गौतसमीय न्याय का विशेषज्ञ था। वह लिखित शास्त्रार्थ 
के क्षेत्र में उतरा । उसने तकं-संघर्ष को परले सिरे तक 
पहुँचाया । उस क ग्रन्थ न्याय-वातिक का श्रीगणेश जिस 
अभिमान पूर्ण प्रतिज्ञा से होता है, वह द्र॒ष्टव्य है-- 

मनियों में प्रवर अक्षपाद ने जगत के कल्याण के लिए 
जिस शास्त्र का उपदेश किया, उसे (दिन्नाग आदि बौड़) 
कुताकिकों ने कुलुषित किया । उन कुताकिकों के अज्ञान की 
निवत्ति के लिए में ने यह प्रबन्ध रचा है । 

ग्रन्थ को पढ़ कर पता लगता है कि उद्योतकर की 
प्रतिज्ञा मिथ्या अभिमान नहीं था । जिस योग्यता से उस ने 
पदे-पदे तक किए हैं, वे मानव बद्धि का विशेष चमत्कार 
हैं । जो बौद्ध-मत शतियों तक राजाश्रय पा रहा था, जिस 
ने सेकड़ों उच्च जीवन के .तपस्वी उत्पन्न किए, जिन के 
 चेत्य और विहार भारत भर में फल रहें थे, उम मत के 
उन्मूलन का बीजारोपण पाशुपताचाय ने बड़े साहस से किया । 


( १४७७ ) 


२६२. भारत में सांस्कृतिक घटना-चक्र उद्योतकर 
पर ही समाप्त नहीं हुआ । उस काल में अद्ृम्य उत्साह की 
पताका का उठाने वाला एक दूसरा वैदिक वीर भी तय्यारी 
कर रहा था । 


२६३. कुमारिल--भट्ट कुमारिल वैदिक-परम्परा की 
विद्याएँ पढ़ रहा था । जब तक वह इन विद्याश्रों को समाप्त 
करे, वह कृत-संकल्प हो गया कि वह बौद्ध-मत का खण्डन 
करेगा । खण्डव के बौद्ध -शास्त्र का पारग होना आवश्यक 
था । कुमारिल गुप्त-भेष में बौद्ध-वाठशाला में प्रविष्ट हो 
गया । कुछ हो वर्ष में उस की मनःकामना पूर्ण हुई । 
वह घर लौटा । उस ने मीमांसा शास्त्र पर वातिक लिखा । 
उद्योत्तर अपना वातिक लिख चुका था। कुमारिल का 
वानतिक भी विद्वानों को सुलभ हुआ । बौद्ध पर दो दिशाश्रों 
से आक्रमण हुप्रा । ग्राक्रमण-कर्ता मंभे हुए सेनापति थे। 
दाएँ, बाएँ, आगे. पीछे, ऊपर, नीचे विरोधी-पक्ष के सब 
छिद्रों पर, सब ममं-स्थलों पर आक्रमण हुआ | कुमारिल 
की भाषा, उस की वाक्य-रचना, उसी की प्रतिज्ञाएँ, हेतु, 
तथा पर-पक्षी के ग्रन्थों के उद्धरण सब सुव्यवस्थित हैं । 

कुमारिल का जीवन बहुत ऊँचा था। वह भारतीय 
ब्राह्मणत्व का पका हुआ फल था। उस ने सोचा कि बौद्ध 
शास्त्र का अध्ययन करने क॑ लिए उस ने बौद्ध-भेष धारण 
क्ररके अपने बौद्ध गुरुओं को धोखा दिया है। इस का 
प्रायश्चित्त अग्नि-प्रवेश है । उस का आत्मा बलवान था | 
जब उस ने बोद्ध का खण्डन कर लिया, जब उस का ग्रन्थ- 
लेखन समाप्त हो गया, तो उस ने तुषा-प्ररिन जलाई। 
उत्त अग्नि में शान्ति-पृवक उस ने श्रपना दाह कर लिया। - 
उस का घेयें अ्तुलनीय था । भारतीय-मर्यादा की रक्षा में 


( १४४५ ) 


वह शिरोमणि सिद्ध हुआ । 
तिब्बत के ग्रन्थों के अनुसार कुमारिल गृप्त-काल में 
हुआ था । 

२८१. उद्योतकर और कुमारिल की चोट साधारण 
नहीं थी । यह बद्धि-संघर्ष अपूर्वे था । संसार के इतिहास 
में इस ढंग की टक्कर श्रन्यत्र दिखाई नहीं देती । बौद्ध-मत 
का दुगे हिला । बौद्ध घबरा उठे । चारों ओर उत्तर-दाता 
फी खोज होने लगी। अन्त को ऐसा उत्तरूदाता उन्हें 
मिला । मु 

२८२. परमकीर्ति--बह उत्तर-दाता भदल्त धर्म-कीति 
था । अपने प्रतिपक्षियों के समान वह विद्या से पूरा सुसज्जित 
था । प्रतिभा उस्त की चमत्कारिणी, अ्रध्ययन विस्तत और 
साधिकार था । उसने प्रमाण-वातिक लिखा । यह ग्रन्थ उस 
गग का तीसरा महान वातिक ग्रन्थ था । यह ग्रन्थ भी सक्ष्म 
त्तकों से भरा पड़ा है। 

धर्मकीति न॑ झनक शिष्य पढ़ाये, पर अति योग्य 
शिष्य उसे नहीं मिला । वह उदास हो गया । उसने समभ लिया 
कि उसके ग्रन्थों को समभने वाले विद्वान अ्रब पैदा नहीं होंगे । 

धर्मकीति का यत्न भगीरथ था । पर उद्योतकर और 
कुमारिल का दिया धक्का मन्द नहीं पड़ा । द्र-दक्षिण में 
आचाये शडद्भूर भी इस क्षेत्र में उतर रहा था । 


श८३. शंकर--तक का भण्डार, दद्भुर बाल्य-काल से 
वराग्यवान्‌ था। उस की रुचि प्रवृत्ति-मार्ग में नहीं हुई । 
विद्या-समात्ति के अनन्तर उसने संन्यास ग्रदण किया । शह्डूर 
विद्वान ही नहीं था, वह आन्दोलन खड़े करने की सामथ्ये 
भी रखता था । शब्द-प्रमाण का प्रतिपादन करन में वह उद्योत- 
कर और कुमारिल से पीछे नहीं रहा । बंद सम्पूर्ण ज्ञान का 


( १४६ ) 


स्रोत है, यह विश्वास उस के रोम-रोम से टपकता था | 

शद्धूर ने संन्यासियों के मार्ग का प्रालन करने के लिए 
भारत-भ्रमण आरम्भ किया । उसने भारत के दिग्गज वेंदिक 
विद्वानों को अपना शिष्य बनाया। शद्भुर को पता लगा कि 
नमंदा-तट पर माहिष्मतो परी में कुमारिल का शिष्य मण्डन- 
मिश्र निवास रखता है । वह विद्या में कुमारिल-सदश है । 

ससे मिलने के लिए शद्भूर इस नगर में आ्राया । प्रात 

काल नगर में प्रवेश करते हुए नमेंदा से पानी लाती हुई 
पनिहारिनों से शद्भूर ने मण्डन के घर का पता पछा । 
उत्तर मिला, अम॒क दिशा में जाकर उस घर को दंखों जहाँ 
कोइलें स्व्रत:प्रमाण (वेद स्वतः प्रमाण है) भर परत:- 
प्रमाण (अन्य शास्त्र वेद के अनकल होने से प्रमाणित हें) का 
गीत गाती हैं । 

मण्डन शद्भुर का शिष्य हो गया । एक दसरा विद्वान्‌ 
पद्मपाद भी उन का शिष्य बना । ये लोग एक मण्डली में 
पर्यटन करते थे । जहाँ कोई विरांधी विद्वान्‌ देखा, वहीं 
इन्होंने शास्त्रार्थ की भरी ताडित की । भला इनकी विद्या के 
सामने कोन ठहर सकता था । शछडद्ूर ने लाखों बौद्ध श्रौर 
जनों को पनः वेदिक-मर्यादा की दीक्षा दी। लिखा है कि 
सेंकड़ों संतप्त हृदय वेद-मार्ग में लोटन के लिए उत्सुक थ | 
दृद्धुर उच्च स्वर में शंख-नाद करता था। जहाँ-जहाँ तक 
शंख-ध्वनि पहुँचती थी, लोग शुद्ध समझे जाते थे । भारत- 
भूमि दद्भुर के प्रचार से प्लावित हो गई । उद्योगी संन्‍्यासी 
ने भारत के चार कोनों में चार मठ बना दिये। उत्तर में 
कश्मीर में, पश्चिम में द्वारका में, पूर्व में और दक्षिण 
में श्र छुरी में। इन मठों के सेवक संनन्‍्यासियों ने वेदिक 
धर्म का प्रचार आरम्भ किया । बौद्ध-मत निबंल होता 
गया । 


( १४७ ) 


२८४. भाष्य त्रयी--शद्धुर ने तीन महान्‌ भाष्य रचे। 
उपनिषद्‌ भाष्य , गीता भाष्य, और वेदान्तसत्र भाष्य । इन्हें 
प्रस्थान-त्रपी भी कहते हैं । शद्भूर की संस्कृत सुललित 
प्रभाव-शालिनी और भाव-व्यञ्जका है । जब श्र पव-पक्ष 
का प्रतिदान करता है, ऐभा प्रतीत होता है, मानो, लेखक 

त्तर देने में, खण्डन करने में असमर्थ होगा । पर जब वह 
प्रत्याख्यान के सोपान की एक-एक सीढ़ी चढ़ कर ऊपर जा 
रहा होता है, तो पाठक ग्राइचयं करता है, अ्रवाक हो जाता 
है, श्रोीर शद्भूर की योग्यता क॑ सामने नत-मस्तक हो जाता है। 
शद्भूर का मत वदान्त-मत था । यह अति आचीन पञुच- 
शिख आदि के वंदान्त से कुछ भिन्‍न था । शद्भूर के काल से 
“अहं ब्रह्मा और “जगत भूडी माया है” की जो विचा र-सरिता 
प्रवाहित हुई, उस का दृश्य हमने स्वयं भ्रमृतसर के दरबार- 
साहिब के आस-पास के उद्यानों में बेंठे साधु-सन्तों और 
नारियों क॑ मुख से निकले छाब्दों में देखा है । 

भारतीय संस्कृति के इतिहास में शद्भूर स्थान-विशेष 
रखता है । 

२८५. पलल्‍्लव।दी स्तूरि-(संवत्‌ ३७५ विक्रम) जैन लोगों 
के विषय में हम ने कुछ नहीं लिखा । जब वदिक श्रौर 
बोद्ध-तक के बाण चल रहें थे, तब जन विद्वान सोए नहीं 
पड़े थ । पश्चिम भारत में वललभी की राजधानी विद्या का 
एक विख्यात कंन्द्र थी। यहाँ जन, बौद्ध झ्और वंदिक सभी धर्मों 
के विद्या-गरु रहते थे । मललवादी सर का वल्‍लभी से पर्याप्त 
सम्बन्ध रहा । ये महात्मा न्याय-शास्त्र के प्रवीण पण्डित थे | 
इन्होंने ढ्ादशार-नयचक्र नाम का एक ग्रन्थ-रत्तन लिखा । यह 
ग्रन्थ सम्प्रति मद्रित हो रहा है। इसमें सांख्य, वेशेषिक 
गौतमीय-नन्‍्याय, मीमांसा, भत्‌ हरि, ' बसबन्ध्‌ अर दिन्ना 
आदि के मतों की सक्ष्म-परीक्षा वर्तमान है । इसस प्रमाणि 


( १४८ ) 


होता है कि जन-प्रतिभा का क्षेत्र भी संकुचित नहीं था । 

जैन लोग जीव-हिसा के महाविरोधी थे । उन्होंने आय- 
बंद के ऐसे ग्रन्थ बनाए, जिनमें मांस-भमोजन का पचड़ा समाप्त 
किया गया । ये ग्रन्थ चरक आदि शास्त्रों पर ग्राश्रित थे, 
पर हिसा-यक्‍त विधियों से रहित थे । 

पूज्यपाद जिनन्द्र बुद्धि ने एक व्याकरण ग्रन्थ इन्हीं दिनों 
रचा था। पूज्यपाद ने पाणिनीय शास्त्र पर एक न्यास भी 
बनाया । 

जन लोग प्रतिभा का चमत्कार श्रनेक विषयों में दिखा 
रहे थे । 

२८६. सभा, ग्रगा तथा अताथ-प।लन आदि-स्वायंभुव 
मन और बृहस्पति श्रादि का उपदेश था कि सभा (चंत्य 
जंज-घचर आदि) प्याऊ, देवालय अथवा प्रग्निहोत्र के स्थान 
तड़ाग, उद्यान वा आराम, तथा टटे-फर्ट मन्दिरों का पन 
निर्माण वा संस्कार, तथा अनाथ और दरिद्रों को वस्त्र-दान 
देना, और उनके भोजन का स्थिर प्रबन्ध करना, प्रत्येक नगर 
और ग्राम के समर्थ-पुरुषों का कतेव्य है। जो धनवान ऐसे 
विषय में प्रति-वाद करे, अर्थात्‌ इस के करने से इन्कार करे, 
उसका सर्वस्व राजा छीन ले और उसे नगर आदि से निर्वासित 
कर दें । 

२८०७. अति प्रातन दिनों में इसकी आवश्यकता नहीं 
पड़ती थी । दान-पृण्य का भाव भारत म॑ सदा जाग्रत रहा 
था। गप्त-काल तक भी यह स्थिति विद्यमान थी | उसके 
पदचात्‌ भी इन भावों का ह्लवास नहीं हुमा था। फाहियान 
लिखता है--दया का भाव पाटलिपुत्र के वासियों में बहुत 
अधिक था। धनी लोग प्रजा के साधारण जनों के लिए 
दान-घर और आरोग्य-शालाएँ बनवाते थे । विधवाएँ, अद्भ- 


( १४६ ) 


हीन और अनाथ दान-घरों मे रहते थे और रोगी आरोग्य- 
शालाओं में स्थान प्राप्त करते थे । दाईयां और भिषक्‌-क्िया- 
प्रवीण लोग प्रेम से रोगियों की सेवा करते थे । यहाँ भोजन 
और आपषध बिना पैसा दिए मिलता था । 

यह प्रथा थोड़ी सी भ्रभी तक चल रही है। भारतीय 
संस्कति के अ्रनसार साध-परुष ही धन रख सकते थे। 
असाधू, पापी, धमंहीन, स्वार्थी, दया-धममं-रहित परूषों से 
धन छीन लेने बाले की प्रशंसा है। यह राजा का कतंव्य था 
कि वह धन के विषय की ऐसी विषमता कहीं उत्पन्न न होने 
दे । अ्रतः लोग स्वयं धम की रुचि रखते थे । प्राने ताम्र- 
शासनों से गझ्नेक ऐसे दानों का ज्ञान होता है, जो समद्ध परुषों 
ने आरोग्य-शालाञों के लिए दिए | 


श८८. चित्र-कला--अ्रन्य विद्याओं के समान चित्र- 
कला को विद्या भी अ्रति प्राचीन-काल से भारत में प्रचलित 
थी । इस का पता शिल्प-ग्रन्थों से लगता है । विष्ण-धर्मोत्त र 
नाम का एक बहद ग्रन्थ है | अनेक विद्वान इसे एक उप- 
पुराण मानते हैं । और इस का समय गृप्त-काल के अन्दर 
मानते हें । इस में वास्तुकला, श्रायुबंद आदि अनेक विषय 
संकलित हैं । चित्रकला पर भी एक पूरा श्रध्याय इस में 
मिलता है। उस में इस कला के चार भेद कहे गए हें-- 
सत्य, वेणिक, नागर और मिश्र, श्रर्थात्‌-वास्तविक, वीणा के 
साथ, सौराष्ट्र के नगर नामक पुर का प्रकार और सब अंगों 
में मिश्रित । प्रभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में कालिदास पहले ही 
चित्रकला का उल्लेख कर चका है । 


चित्रकला के अ्रक्गों का विष्णु धर्मोत्तर में बड़ा विशद 
वर्णन है । वित्रकला और न॒त्य-कला की अनेक परिभाषाएँ 
सादश्य रखती हें । मन्दिरों, राजप्रासादों और घरों में भिन्‍न- 


( १४० ) 


भिन्‍न प्रकार के चित्रों के लटकाए जाने का विधान है । 
मन्दिरों के चित्र धामिक भावनाओञों के जगाने वाले होने 
चाहिएँ और दूसरे चित्र सौन्दयय के व्यञ्जक । घरों की 
दीवारों पर चित्र-कला के विशेष नमूने दिखाए जाते थे । 

राज-प्रासादों में चित्र-श्ालाएँ रहती थीं । उन में 
प्राचीन राजाओं के जीवन की महत्त्व-पर्ण घटनाझ्रों के चित्र 
रहते थे । 

प्रधान रड्भ थें--धातुराग, कुड्डू म, हरिताल, नील, 
कज्जल, खड़ी माटी (खरिया चाक ), गंरु माटी, तथा मन:शिला 
आदि के । रज्»ों का मिश्रण कर के नए रज्ध भी बनाए 
जाते थे । 

कुम्हार अपने बतेनों पर पक्‍के रंग करने में निपुण थे। 
ये रंग समय-समय पर बदलते रहें हें । इस परिवतेन से 
ऐतिहासिक काल-क्रम बनाया गया है। इसी से प्राचीन और 
क्रमश: उत्तर-काल के मट्टी के बतेन सर्वथा पहचान लिए 
जाते हैं । 

मट्टी की शतश:ः मुद्राएँ गप्त-काल के लोगों की वेश-भषा 
झर मनोवत्ति का परिचय देती हें । 


२८६. उस काल क नाटकों में विशाखदत्त के मुद्रा- 
रधा” .र देवी-चन्द्रगप्त का वर्णन यहाँ आवश्यक है 
मुद्राराक्षतत (मन्त्रो राक्षत की अँगूठी) एक विलक्षण नाटक 
है । इस में राजनीति के गहरे तत्त्वों का समावेश है 
चाणक्य के नीतिक-प्रहारों से युक्त यह नाटक सात अ्रद्धों में 
समाप्त हुआ है। इस में स्त्री-पात्रों का अभाव है | एक 
स्थान पर स्त्री-पात्र की रचना है, पर श्रत्यन्त गौण-रूप में । 
इतने बड़े नाटक में यह अभाव अखरता नहीं । दर्शक की 
रुचि स्वंथा बनी रहती है। इस नाटक में राजकीय गुप्त- 


( १४१ ) 


चरों का वर्णन बहुधा मिलता है ! 

दूसरा नाटक देवी-चन्द्रगुत्त्था । इस के अ्रभी तक 
कुछ अंश ही उपलब्ध हुए हें । इस की कथावस्तु चन्द्रगुप्त 
साहसाडू के उस कृत्य पर है, जिस के द्वारा वह शकराज 
को मार कर श्रुवदेवी को ले आया । भारतीय इतिहास के 
निर्माण में यह नाटक बहुत उपादेय सिद्ध हुआ है । 


इक्‍्कीसवां अध्याय 
गुप्तों के पश्चात्‌ हृषवर्घन तक 


२६०. काल-चक्र अपने वेग में कभी धीमा नहीं पड़ता । 
भारत-भूमि के रद्भु-मज्च पर अनेक पात्र श्रपनी कला दिख।| कर 
चलते बन । भारतीय संस्क्रति का दसरा सवर्ण-यग चला गया । 
अब देश का राज्य पन: खण्ड-खण्ड हो गया । श्ननेक वंशों ने 
अपना सिर उठाया हुणों के नृशंस कृत्य भी हुए | हुण लोग 
शकों के समान कभी श॒द्ध आये थे। पर चिरकाल से सभ्यता से 
परे रहने के कारण उनमें बबरता बहुत आ चुकी थी । वें 
अनेक बार आगे बढ़न का यत्न कर चुके थे । वे असफल रहे। 
पर अब वे कुछ काल के लिए उत्तर-पद्चिम भारत पर अपना 
शासन स्थिर करने में सफल हुए | यह अ्रवस्था देर तक न रही । 
उनको यशोधर्मा ने परास्त किया । 

ऐसी परिस्थितियों में भी संस्कृति के काम होते रहे । 

२६१ आये भठ-संवत्‌ ५५० के समीप कुसुमपुर 
(पाटलिपुत्र ) में आयेभट ने अपना ग्रन्थ आ्रारयंभटीय 
लिखा । उसके ग्रन्थ का आधार सूय-सिद्धान्त था। उसने भार- 
तीय गणना-प्रकार में एक विशेषता उत्पन्न की । पहले यदि 
३२२ लिखना हो तो ३०० २० २ ऐसे लिखा जाता था । 
अनेक ताम्र-शासनों पर ऐसे लेख मिलते हैं । उसने वह प्रकार 
निकाला, जो ग्रब सारे संसार में प्रचलित है । उसने अपने 
ग्रन्थ को संक्षिप्त पर अ्रति स्पष्ट बनाया । उसने गणित और 
ज्योतिष का सम्बन्ध स्पष्ट किया | उसने भूमि-भ्रमण का विशद 
वर्णन किया । सू(१-चन्द्र ग्रहण के विषय में उसने स्पष्ट लिखा 
है कि भूमि की छाया के कारण ग्रहण लगते हैं । 


२६२. वराहमिदिर--दूसरा महान्‌ ज्योतिषी वराह- 


( १४३ ) 


मिहिर था। उसने पांच पुराने ज्योतिष-सिद्धान्तों का संग्रह 
कर के पञ्चसिद्धान्तिका ग्रन्थ लिखा । इसमें प्राचीन गणित 
ओर ग्रहणों का वर्णन है । वराह का विशेष प्रयास उसकी बुहत्‌- 
संहिता में दिखाई देता है। इसमें जल-विद्या, वास्तु-विद्या, 
श्रश्वविद्या, छन्द शास्त्र और मतिकला ग्रादि अ्रनेक विद्याश्रों 
का सरल और संक्षिप्त शब्दों में व्याख्यान है । 

मूतिकला-प्रकरण में देवमृतियां बनाने की ग्रनेक विधियाँ, 
तथा मूर्तियों में शरीराज्भों की लम्बाई, चौड़ाई और मोटाई 
का प्रा वर्णन है| देवों के वाहनों का स्पष्ट उल्लेख है। 

मन्दिर और देवगृह ऐसी मूत्तियों से सजाए जाते थे । 

भूगोल---बृहत्संहिता में भारतीय भूगोल का परिचय 

कराया गया है। उत्तर-दक्षिण, पू्व-पदिचिमू और अवान्तर 
दिशाओं में कितने देश हैं, उनमें कौन सी जातियाँ बसती हें, 
यह सब वृत्त इसमें प्राप्त है । इतिहास-लेखकों को इस ग्रन्थ 
से बड़ी सहायता मिलती है। रामायण, महाभारत और 
पराणों में ऐसे वर्णन हैं, पर वे भ्रति प्राचीन काल-विषयक हैं। 
बहत्संहिता का वर्णन विक्रम के आस-पास की भौगोलिक- 
स्थिति का स्पष्ट-चित्र उपस्थित करता है । 

फलित-ज्योतिष का इस वर्णन से बहुत सम्बन्ध है | किन 
देशों पर ग्रहों का कैसा प्रभाव हो सकता है, यह विषय इसी 
वर्णन से प्रा समझ आता है । इस काल से भारतीय-प्रजा 
पर चाहे, वह वेदिक, बौद्ध, जेन, शक, हृण, यवन, पह्लव 
झ्रादि कैसी ही हो, फलित-ज्योतिष का प्रभाव बढ़ता ही गया । 

२६३. महायान सम्प्रदाय के विद्वानों में धारणी वा 

मन्त्र-विद्या बहुत प्रचलित हुई। तन्‍्त्रों का प्रचार बढ़ा । मन्त्रों 
द्वारा अनेक प्रभाव उत्पन्त करने का भूत लोगों पर सवार 
हुआ । ऐसा विश्वास हो गया कि यदि किसी मन्त्र का जप 


( १४४ ) 


किया जाए, तो दुःख-निवृत्ति हो जाती है। नाग, यक्ष, राक्षसों 
से रक्षा करने के लिए भी मन्त्र जपे जाते थे । इसी विधि से 
अकाल-म॒त्य का निवारण किया जाता था । ये मन्त्र तावीज़ो 
में बन्द किए जाने लगे । मन्त्रों में अविलोकितेश्वर का 
ग्रावाहन किया जाता था । 

यह तनन्‍त्र-विद्या उत्तर-काल में हिन्दुओं में भी श्रपना घर 
कर गई । अनेक शावर मन्त्र बनें और उन के जप 
होने लगे । 

२६४. ललित-विस्तर नामक बौद्ध ग्रन्थ में भारत में 
प्रचलित बद्ध के काल की अनेक लिपियों के नाम लिखे हें । 
उन में जो ब्राह्मी लिपि लिखी है, वही सेंकड़ों वर्षों के श्रन्तर 
में बदलती चली गई । वर्णों के आकारों में परिवर्तन हुआ । 
गप्त-काल में उ। का एक विदेष-रूप हो गया । 


२६४. गुप्त-लिपि---गुप्तकाल और उस के दो सौ 
वर्ष पश्चात्‌ तक भारत में देव-नागरी वर्णमाला का जो 
पूर्वे-रूप प्रचलित था, उसे गुप्त-लिपि कहते हैं । इस लिपि 
में लिखे गए ताम्रशासन और शिलालेख भारत के अनेक भागों 
में मिलते हैं । यही नहीं, दैवयोग से ताड़-पत्रों पर इस लिपि 
में लिखे श्रनेक ग्रन्थ भी गिलगित के देश से मिले हैं । 
कावमीर के उत्तर में यह प्रदेश कभी भारतीय संस्कृति का 
अच्छा केन्द्र था । वहाँ के जल-वाय्‌ में ताड़पत्र भरभरा 
ग्रथवा तरेड़-युकत नहीं होता था । वहाँ उष्णता की अधिक- 
ता नहीं थी । इन ग्रन्थों के सुन्दर-अक्षर गृप्त-लिपि के दूर- 
दूर तक विस्तार का पता देते हैं । अनेक बौद्ध-शास्त्र जो 
भारत से लुप्त हो गए थे, इस लिपि में वहाँ से प्राप्त हो 
गएह । 

२६६. स्त्रियों की स्थिति--प्रब॒ स्त्रियाँ - उतनी 


( १४४ ) 


स्वतन्त्र नहीं थीं, जितनी वेद-काल में । महाभारत-काल की 
भी दशा अब न थी । साधारण स्त्रियों की साक्षरता बहुत 
थोड़ी थी । राज-घरों और धनी-घरों में देवियाँ कुछ पढ़- 
लिख लेती थीं। कहीं-कहीं स्त्रियों की काव्य-रचना का भी 
संकेत मिलता है | विवाह माता-पिता के अ्रधीन था । पर 
जब माता-पिता यह न कर सकं, तो षोडशवर्षीया कन्या 
ग्रपना पति स्वयं चुन सकती थी । सती की प्रथा कुछ-कुछ 
प्रचलित थी । पति के नष्ट (दूर-देश में गुम) होने, मरने, 
परित्राजक होने, श्रादि की भ्रवस्था में पुनविवाह की मान्यता 
थी। प्राय: स्त्रियाँ श्रेष्वसन और भूषण आदिकों से श्रलडः कृत 
रहती थीं । 


महाराजाधिराज प्रभाकवधन-प्रतापर्श ल 


२६७. उत्तर भारत के प्रतापी महाराज हर्षवर्धन के 
पिता का नाम प्रभाकरवर्धन था । प्रभाकरव्धेन श्रीकण्ठ देश 
के स्थाण्वीरवर (--थानेसर) नामक नगर में राज करता 
था । हष॑वर्धत के ताम्नशासनों में प्रभाकर के विषय में एक 
विशेष-सूचना उपलब्ध होती है । प्रभाकर वर्णाश्रम-धर्म का 
पुनः संस्थापक था ) उस के काल में आचायें विश्वरूप ने 
याज्ञवल्क्य स्मृति पर बालक़ीड़ा टीका लिखी । बहुत सम्भव 
है कि विश्वरूप ने यह ग्रन्थ प्रतापशील की आ्ाज्ञा से लिखा 
था । वर्णाश्रम की मर्यादा को स्थापित करने के लिए ऐसा 
ग्रन्थ आ्रावश्यक था । उस ने हणों को पूर्णतया खदेड़ा । 


२६८, भामई--अ्रलद्भुा रसूत्र का कर्ता आचायें भामह 
(संवत्‌ ५५० के समीप) इसी काल में हुआ । उस से श्रारम्भ 
कर के अलड्ट्ार-शास्त्र का अ्रध्ययन उत्तरोत्तर वृद्धि को 
प्राप्त होता गया । इस शास्त्र का भारतीय संस्क्ृति पर बड़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा है। भरत मुनि के नाट्य वेद में अलद्धार 


( १४६ ) 


शास्त्र का वर्णन मिलता है, पर संक्षिप्त । भामह के काल से 
इस पर विस्तृत-विचार होने का पता चलता है । पअलक्कारों 
क॑ कारण संस्कृ१-काव्य का विवेचन नई दष्टियों से होने 
लगा । 


२६६. नालन्दा का विश्वविद्यालय--पटना से परे 
नालन्दा नाम का एक ग्राम था । विक्रम की पहली शती से 
यह स्थान बौद्ध-विद्या का बड़ा कंन्द्र बन रहा था । संबत 
५०० के समीप वहाँ का मख्य झचाय भदन्‍्त घमंपाल था। 
यहाँ का सरस्वती भण्डार (पुस्तकालय ) प्राचीन ज्ञान का 
प्रख्यात संग्रहालय था । विद्यालय के भवन विशाल और 
वास्तुकला का श्रेष्ठ-निदर्शन थे । आचार्य के विद्यापीठ तक 
पहुँचने के लिए सात द्वार लॉघने पड़ते थे। द्वारों पर खड़े 
द्वारपाल भी विद्वान भिक्षु हुआ करते थे । आचायें को मिलने 
वाले को प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल को सल्तुष्ट करना 
पड़ता था कि आगसन्तुक स्वयं विद्वान श्रोर आचायें को मिलने 
का अधिकारी है। पाठक, विचार करें कि उस समय तक 
आर्यावते में विद्या का कितना प्रकाश था । 


कहते हैं आचार्य धर्मपाल प्रसिद्ध दिन्‍ताग का शिष्य था। 
यदि यह बात प्रमाणित हो गई, तो हर्ष का काल कुछ पीछे 
हटेगा । 


धमपाल का शिष्य भदन्त गीलभद्र था । जब संवत 
६५० के समीप हा न्त्साँग वहाँ पढ़ने को पहुँचा, तो आचाये 
का वय लगभग १०० वर्ष का था । 

धर्मयाल शास्त्र का पण्डित, प्रखर-प्रतिभा-यकक्‍त, तपस्वी 
भिक्षु था। शीलभद्व की तपस्या और विद्या की प्रशंसा 
ह्यत्त्साँगने की है । 


३००. हषं-कालीन प्रयाग का मेला--इस मेले का 


( १४७ ) 


आ्राँखों देखा चित्र चोनी यात्री ह्यन्त्सांग ने खींचा है। हषे- 
वर्धन के निमन्त्रण पर अनेक बौद्ध भिक्ष्‌ प्रयाग पहुच थे । 
शीलभद्र आदि भी उपस्थित थे। मेले के दिन यात्रा 
निकली ! आग-आअगे शीलभद्र ग्रादि थे । महाराज हषवधन 
नंगे पाँव आचार्यों क &तिर पर छत्र धारण किए चल रहे 
थे । उत्तर भारत का सम्राट कितना विनम्र था। उस 
समय जोवन और धर्म के प्रति सम्राटों की भी श्रद्धा था । 
भारतीय संस्कृति का यह प्रकाश-यक्‍त-दश्य है । आात्म- 
जीवन के स।मने प्राकृतिक ऐश्वर्य का हेयपन है । 

३०१. बाण भद्ठ -- बाण महाराज हषेवर्धन की सभा 
को सुशोभित करता था । पण्डित लोग उसे गद्य-कवि की 
उपाधि से उलडकृत करते हें । उस का रचा ह्षचरित 
प्राचोन चरित-ग्रत्थों का अच्छा नमना है। इस चरित का 
ऐतिहासिक मूल्य बहुत अधिक है। बौद्ध-प्रवृत्ति रखने 
वाला हषवधन ब्राह्मण-विद्वानों का आदर करता था, यह 
तथ्य हे श्रौर बाण के सहयोग से पूरा स्पष्ट होता है। 
बाण को कादम्बरी झ्राख्यायिका भी विद्वानों में बहुत रुचि 
से पढ़ी जाती है । दोनों ग्रन्थ प्राचीन इतिहाप़ के संकंतों 
से भरे पड़े हें । 

३०२. भवभूति--महान्‌ वेदिक विद्वान, पद-वाक्य- 
प्रमाणज्ञ मीमांसा-शा स्त्र-निष्णात्‌ भवभति अपने नाव्कों के 
कारण चिर-स्मरणीय हो गया है। उस के तीन नाटक, 
महावी र-चरित, उत्तरराम-चरित और मालती-माधव 
सम्प्रति उपलब्ध हैं । पहले में राम के पूर्व-जीवन का और 
दूसरे में उत्तर-जीवन का चित्रण है। ये नाटक बताते हैं 
कि आये-प्रजा में अपने महापुरुषों के प्रति अ्रगाध-प्रेम 
विद्यमान था । मालती और माधव की कथा सामान्य 
जीवन पर प्रकाश डालती है । साहित्य में भवभूति का 


( १४८ ) 


स्थान कालिदास के साथ ही है । 


३०३. हम लिख चके हैं, कि शताब्दियों के बौद्धमत 
के प्रचार के होने पर भी व॑दिक-प्रजा ग्रायें-महापरुषों से 
प्रेम रखती थी, उन में श्रद्धा रखती थी । संस्कृत का प्रचार 
अपना प्रभाव जमाए था। दण्डी सदृश विद्वान्‌ भ्रलद्धार 
विद्या को चमक्रा रहें थे। इस के दो उदाहरण ग्रोर 
भी हैं । 

३०४. भट्टि--वल्लभी में रहने वाले भट्टि कवि का 
नाम कौन भारतीय नहीं जानता । उन्हों ने महाराज 
श्रीधरसेन के काल में (६-७वीं शती विक्रम) भट्टी काव्य में 
राम का चरित उतनिबद्ध किया । इस में एक ओर ए तिहासिक 
कथा है और दूसरी ओर व्याकरण क प्रयोगों का निदशेन । 
इसी की छाया पर उत्तर-काल में कलि-काल-सर्वज्ञ जन 
आचाय हेमचन्द्र ने श्रपना दृय्याश्रय काव्य लिखा था। 


३०४. वलभी--विक्रम शती २-३ से दशम शती 
तक राजधानी वलभी संस्कृति का एक महान केन्द्र रह चक्री 
है। इस में वंदिक, जन और बौद्ध सभी के मन्दिर और 
विहार थ । त्रिद्याप्रों के पारज्भत पण्डित इस में रहे हैं । कई 
बड़-बड़े ग्रन्थ इसी स्थान पर लिखे गए थे । 


३०६. माधघ--सौराष्ट्र का ब्राह्मण माघ भी काव्य 
कला का श्रेष्ठ ज्ञाता था । उस में कालिदास की उपमाएं, 
भारवी का अथंगौरव, और दण्डी का पद-लालित्य ये तीनों 
गुण थे। शिशुपाल-वध काव्य, लिख कर उस ने महा- 
भारतस्थ श्रीकृष्ण चरित को उज्ज्वल कर दिया है । 


बाईसवां अध्याय 
इरलाम-मत का भारत आगमन 


(विक्रम संवत्‌ ७५०--६५० ) 

३०७. वतेमान देश-विभाजन से पूर्व पुराने भारत के 
पश्चिम में कराची से भ्ररब-सागर का आरम्भ हो जाता है । 
यह सागर अरब तक पहुँचता है और इसी देश के नाम 
पर इस सागर का अरब सागर नाम पड़ा है। पुराने दिलों 
से भारतीय व्यापारी अ्ररव जाते थे और अरबी व्यापारी 
भारत आते थे । अरबी भाषा की अनेक विशेषताएँ संस्कृत 
भाषा स सवंथा मिलती हैं| दोनों भाषाग्रों में एकवचन, 
द्विचन और बहुवचन, तीनों मिलते हें । भ्ररबी में प्रयकक्‍्त 
आ्रादम (यहदी ओर मुसलमानों के प्रथम तथा मानव 
सृष्टि के आदि पुरुष का) नाम सीधा संस्कृत आदिदेत्र 
ग्रथवा आदिम का रूपान्तर-मात्र है| ग्ररबों में बली वाली ईद 
को ईद-उल-जुहा कहते हैं | जहा शब्द संस्क्रत जहोति (अर्थात्‌ 
हवि देना,) का रूपान्तर ही है | श्ररव और उन से पहले 
यहूदी शिव-पूजक थे । रुद्र-देव का योरोपीय जातियों में 
बहु-मान था । योरोप के वर्तेमान ऐतिहासिकों ने इन सत्य 
घटनाओं को छिपाने का पूरा यत्न किया है। अस्तु । 


३०८. एसा देश विद्या के थोड़ा रह जान के कारण 
पतन की ओर जाने लगा । एक पुरुष, जितनी चाह स्त्रियाँ 
ब्याह सकता था । अनेक देवताश्रों की पूजा प्रचलित हो चुकी 
थी । राज्य छोटी-छोटी रियास्तों में बंद गया था । राज- 
नीतिक स्थिति डांवांडोल रहती थी। ऐसे समय में 
विक्रम की सातवीं शती के श्रन्त में भ्रब में एक विशेष 
पुरुष ने जन्म लिया । उस का नाम मुहम्मद था । 


( १६० ) 


३०६. धम प्रचागर्थ राज-सत्ता का प्रयोग--हजरत 
मुहम्मद संसार के विभिन्‍न धर्मों क इतिहास में पहला परुष 
है, जिस न धर्म प्रचारार्थ केवल उपदेश-मार्ग का त्याग कर 
के सेनिक-ःक्ति का भो प्रयोग प्रारम्भ किया। हज़रत 

हम्मद के काल में अरब में तीन चार उपदेष्टा सुधार- 
कार्य कर रहें थे, पर हज़रत महम्मद ने उन को पीछ 

ग्रीड़ा । हज़ रत मुहम्मद ने घोषणा की कि वे रसल (ईश्वर से 
भेज गए) हैं । उन पर आस्मान से जबर-ईल (फरिशता) 
के द्व रा वद्ठी (ईश्वरीय-सन्देश ) समय-समय पर उतरते हें । 
संप्तार क़ प्रान मतों में इलाही किताबें सब आस्मानी कही 
जाती हैं । यह पराने वंदिक मत का अ्रति स्थल रूप हैँ, जिस 
के अतुसार वंद-मन्त्र स्वे-प्रथम आकाश में उत्पन्न हुए 

ही देवी वाणी ऋषियों के हृदय में प्रविष्ट हुई थी । 

३१०. मुहम्मद के मत का नाम मृहम्मदी मत अथवा 
इस्लाम हुआ । इस्थाम का अर्थ है--सुरक्षित करना । 
मुहम्मद जी न॑ ईश्वर-सन्देश को सरक्षित किया । महम्मद 
जी ने अपने जीवतकाल में अबने मत का प्रचार किया । 
कभी-कभी उन के अनयायियों ने यद्ध के अतिरिक्त भी लोगों 
पर जबर (बल डाल ) कर उहें इस्लाम में प्रविष्ट 
किया । रसूल ने इसका खण्डन किया । कुरान में एक झ्रायत 
है, उस में उललाह ( ईश्वर ) कहता है कि तुम जबर क्यों 
करते हो । ( क्योंकि--ला० इकराह-फिद्दीन ) ( अ्रफ अन्त 
तुक्रे हुन नासह हत्ता यकत्‌ मोमिनीन) । पर इस्लामी संसार में 
यह जबर बढ़ता ही गया । इस्लाम के भक्त असहिष्णु 
होते गये । हज़रत उमर ने जो दसरे खलीफा थे, फारस देश 
पर आक्रमण किया, और वहाँ के शासक को सन्देशा भेजा 
कि यदि तुम मुसलमान हो जाञ्रो, तो तुम पर आक्रमण नहीं 
किया जायेगा । यह भावना कुरान के मूल-सिद्धान्त के विरुद्ध 


( १६१ ) 


है पर इस्लाम के अनुयात्रियों ने बहुधा इसी पर आचरण 
किया । 


३११. संसार भर को मुसलमान बनाने की इस प्रेरणा 
से यकक्‍त होकर अरब के खलीफाओं ने अपन निकट-वर्ती प्रदेश 
सिन्ध पर दृष्टि डाली । इस्लामी सेनाएँ कई बार भारत 
के पद्चिचम-प्रदेश पर चढ़ीं । उन्हें बार-बार मुँह की खानी 
पड़ी । संवत्‌ ७०० में देबल के यद्ध में मसलमान पराजित 
हुए । अन्ततः बौद्ध भिक्ष देश-द्रोही बने । उनकी सहायता 
से खलीफा की सेना जो महम्मद-इब्न-कासिम के सेना- 
पतित्व में संवत्‌ ७६६ में लड़ रही थी, दाहर के देबल के 
दुगे में प्रविष्ट हो गई । दाहर का सिर काटा गया । बन्दी 
वध किए गए और यवती 'स्त्रियाँ हज्जाज ( ईराक के 
गवर्नर) को भेजी गई । खलीफा उमर (संवत्‌ ७७४-७७७ ) 
ने सिन्‍ध के अनेक राजाबों को धमकी दी कि व॑ मसलमान 
हो जाएं, श्रन्यथा उनके साथ युद्ध होगा । 


३१२. उधर सोराष्ट्र में प्रतिहार-राज नागभट्ट और 
झवनिजनाश्रय पुलकेशीराज ने ताजिक-श्राक्रमण को विफल 
कर दिया । मुसलमानों की दक्षिण की ओर बढ़ने की इच्छा 
नष्ट हो गई । सिन्ध में जब इस्लामी राज्य स्थिर हो गया 
तो खलीफा ने हिन्द मन्दिरों के जीणोड्धार की आज्ञा हिन्दश्रों 
को दे दी। हिन्दू अपने पजा-पाठ में कुछ स्वतन्त्र हुए 
पर हिन्दुश्नों को मस्लिम बनाने का काम मुस्लिम फक्रोर 
झादि करते रहे । यदि कोई मस्लिम शासक मतान्ध और 
कट्टर होता, तो वह हिन्द प्रजा को बलात्‌ मुसलमान बनाने 
के उपाय निकालता रहता । 


३१३. मस्लिम सम्पक के कारणअरबी और फारसी लिपि 
का प्रचार सिन्धमें बढ़ा | अनेक हिन्द श्ररबी, फारसी पढ़ने लगे । 


( १६२ ) 


संस्कृत और प्राकृत का प्रचार न्‍्यन होने लगा | सिधि भाषा में 
अल्लाह, रब्ब, बकंत आदि बहुविध शब्द प्रयुक्त होने लगे । 
शने: शने: उत्तर-भारत में जहाँ-जहाँ तक इस्लामी लोगों का 
राज्य होता गया, वहाँ-वहाँ तक श्ररबी का प्रचार बढ़ता 
गया । मुस्लिम-सम्पके के कारण अरबी-फारसी क॑े शतश 
शब्द इन देशों की भाषाश्रों में प्रविष्ट हुए । तदनन्तर दक्षिण 
पर भी यही प्रभाव पड़ा । पर इस अवस्था में भी भारतीय 
स्कृति अरब पहुँची । 


३१४, भारतोय संस्क्रति अरब में--खलीफा हारुन- 
अल-रशीद ( संवत्‌--८४३-८६६ ) के काल में काबुल के 
ग्रनंक बौद्ध भिक्ष मुसलमान बन गये । उन्हों ने खलीफा को 
परामश दिया कि भारतीय विद्यात्रों का अरबी भाषा में 
अनवाद कराया जाय | तदनसार भारतीय पंडितों न आय- 
वंदीय चरक और सुश्रुत संहिताश्रों का अरबी में अनुवाद 
किया । अनेक अरबी विद्वान भारत में संस्कृत पढ़ने आए 
भारतीय गणित का अंक-लेखन प्रकार अरब ने ग्रहण किया 
और एक, दो, तीन आदि क॑ संकेत अरब में प्रचलित हुए । 
इन्हें अरबी लोग हिन्दसा (पंजाबी, हिन्सा) कहने लगे । 
अरब से ये अंक सारे योरोप में फंले । ज्योतिष के अनेक ग्रन्थ 

रबी भाषा में ग्रनदित हुए । ब्रह्मगुप्त का खण्डखाद्यक उन 
में वर्णनीय है । 


इन्हीं दिनों में इस्लामी रहस्य-वादी सफी फकीर वेदान्त- 
ज्ञान से प्रभावित हुए । सूफी मत पर वेदान्त का रंग चढ़ 
गया । दूसरी ओर हिन्द्शों की मूतिपूजा पर इस्लाम का 
गहरा आधात हुझ्ना । उत्तर-काल में कबीर आदि का मूर्तिपूजा- 
खण्डन इसी प्रभाव का फल था । 


३१५, बोद्ठमत ओर इस्लाम का आक्रमण-- हम 


( १६३ ) 


लिख चुके हें क्रि कभी बौद्ध मत दूर-दूर तक फैल चुका था । 
सारा काबुल बौद्ध मतानुयायी था । काबुल के पास बामियान 
के स्थान पर श्राज भी दीघेकाय-बौद्धम॒तियाँ खड़ी हें । ईराक 
तक बौद्धमत का क्षेत्र था । श्रब ये देश मुसलमानों के भ्रधि- 
कार मे आ रहे थे। मुसलमानों का धारमिक आक्रमण बड़ा 
प्रबल हुआ । बौद्ध -संस्क्ृति में उस के रोकने की शक्ति नहीं 
थी । काबुल का प्रदेश मुसलमान हो गया । सिन्ध के बौद्ध 
बहुत शीघ्र मुसलमान हुए । हिन्द इस झ्राक्रमण का प्रतिरोध 
करते रहे । वे मरना अ्रच्छा समभते थे, पर धर्म-परिवतंन 
उन में से बहुत न्‍्यून करते थे | हिन्दू के हृदय में अ्रपनी 
संस्कृति का महत्व गहरा सन्निहित था । उच्चवर्णों के हिन्दू 
बहुत थोड़े मुसलमान हुए। छोटी जातियों के कूछ हिन्दुश्रों ने 
मत-परिवर्तत सरलता से कर लिया । हिन्दू-संस्क्ृति की 
सुदृढ़ता का यह स्पष्ट प्रमाण है। 

३१६, तिब्बत ओर भारतीय सम्बन्ध--संवत्‌ ८००- 
६०० तक तिब्बत के राजाओ्रों ने बंगाल के कुछ भाग अपने 
अधीन कर लिए । पाल महाराज धर्मपाल (संबत्‌ ८५६०) 
से एक तिब्बत का राजा कर लेता था, एंसा तिव्बत के 
इतिहासों में लिखा है। उस समय नालन्दा-विहार का प्रधान 
आचाये शान्तरक्षित था । उसे तिब्बत के राजा ने बुलाकर 
तिब्बत के विहारों का महा-पुरोहित बना दिया । ज्ञान्त- 
रक्षित ने बौद्ध-मत को तिब्बत का राजधर्म बना दिया । 
उसी काल से तिब्बत में लामा-धर्म का आरम्भ हुआ । 
पद्मससंभव नाम का एक दूसरा भारतीय बौद्ध इस महत्काये 
में शान्तरक्षित का सहायक था । 

काइमीर का पण्डित अ्रनन्त भी तिब्बत पहुँचा । उस ने 
अनेक बौद्ध ग्रन्थों का तिब्बत की भाषा में अनुवाद किया । 
तभी चीन का एक बौद्ध भिक्षु तिब्बत पहुँचा । वह बड़ा 


( १६४ ) 


विद्वान था। उस साथ शामस्त्रार्थ के लिए मगध का बौद्ध 
दाशनिक कमलशील तिब्बत बलाया गया । एक बड़ी 
राज-सभा जुटी । उस में कमलशोल विजयी हुआ और चीनी- 
भिक्ष परास्त हुआ । क्मलशोल का सारे तिब्बत में महान्‌ 
आदर हुआ । स्थान-स्थान पर बौद्ध मन्दिर बनने लगे । 
भारतीय ग्रन्थों का तिब्बतीय भाषा मं अनवाद हं'ने लगा । 
भारत से सेकड़ों बौद्ध ग्रन्थ तिब्बत पहँचे । तिब्बत का जल 
वाय अतिशीत है। वहाँ ताड़-पत्र के ग्रन्थ चिरकाल तक 
सुरक्षित रह सकते हैं। ये ग्रन्थ श्राज भी तिब्बत में सुरक्षित 
हैं । इन में से कुछ एक पुनः: भारत झा पहुँच हूँ । जिन ग्रन्थों 
के दोबारा मिल जाने को कभी आशा नहीं थी, वे पन 
सुलभ हो गए हैं । 


आचाये धर्म-क्रीति भी तिब्बत पहुँचा था। उन्हीं दिनों 
बौद्ध-धर्म का तान्त्रि क-रूप तिब्बत पहुँचा । लामा लोग झ्राज भी 
तन्त्र-विद्या में बहुत प्रवीण देखे जाते हैं। तिब्बत के भिक्षु 
तीथे-यात्रा के लिए भारत आने लग पड़ । वे यहाँ आकर 
बौद्ध-धमं की शिक्षा भे ग्रहण करते थ। गआचाय शान्‍्तरक्षित 
ने अपना बिख्यात ग्रन्थ तत्त्वसंग्रह लिखा, और कमलशील न 
उस पर अपना भाष्य रचा । दोनों न्थ पाण्डित्य का 
उत्कृष्ट-निदशन हें । 


विक्रम-शिला विहार 


३१७. नवम शती में मगध और बडद्धाल पर पाल-बंशी 
राजा शासन करते थे । पाल-बंशी य धर्मंपाल बौद्ध-मत में झ्रास्था 
रखता था । उसने विक्रम-शिला में एक महा-विहार की स्था- 
पना की । नालन्दा बिहार के विश्वविद्यालय क समान इसमें 
भी अ्रध्यापत का उच्च-स्तरीय प्रबन्ध था। राजकीय ग्राथिक 


( १६५ ) 


सहायता क॑ कारण चार शतियों तक यह विहार बहुत प्रफुल्लित 
श्रवस्था में रहा । 


इस विहार में नालन्दा के समान द्वारपण्डित नियक्त थे । 
शास्त्रों के विद्दान और शील के निधि थे । एसे छु:पण्डित 
हार-रक्षा करते थे । उनकी शआराज्ञा के बिना कोई दशेक विद्वान 
ग्राचार्यों के पास नहीं जा सकता था। प्रत्येक द्वार के श्रन्दर 
विभिन्‍न भवन थे । इन भवनों में पथक-पथक विषयों का 
अव्यापन-कार्य होता था। प्रत्येक विभाग में १०८ अ्रध्यापक 
थे । इस प्रकार कुल अध्यापक ६४८ थे । वे श्पने शास्त्रों 
तथा वेदिक और जन शास्त्रों के भी पण्डित होत थे । प्रधान 
सभा-भवन में ८००० व्यक्ति एक साथ बंठ सकते थे । 
सम्पर्ण बस्ती के बाहर चारों ओर एक सदढ़ प्राचीर बनाई 
गई थी। सब की रक्षा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल का 
पूरा प्रबन्ध था । 
विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक थी | इस का 
कारण था आर्थिक सहायता का सलभ होना । बाहर से आया 
छात्र पहले धमंशाला में रहता था । जब उसका विहार-प्रवेश 
स्वीकृत हो जाता था, तब वह अन्दर निवास-स्थान प्राप्त 
करता था। यहाँ का सरस्वती-भण्डार भी बहुत अच्छा था । 
तांत्रिक ग्रन्थ यहाँ बहुत अधिक थे । विक्रमशिला से विख्यात- 
कीर्ति विद्वान्‌ उत्पन्न हुए । प्रज्ञाकरमति, रत्नकीति, ज्ञानश्री- 
मित्र और दीपंकर अ्रतिश बहुत प्रसिद्ध हुए 


३१८, दीपंकर और तिब्बत--दीपंकर की ख्याति सुन कर 
तिब्बत के राजा ने उसको बुलाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजें- 
इस निमन्त्रण देने वाले मण्डल में एक सौ सेवक थे | वे 
राजा का निमन्त्रण-पत्र और बहुत सा सृवर्ण लेकर दीपंकर 
की सेवा में पहुँचे । दीपंकर ने धन-राशि ग्रहण नहीं की 


( १६६ ) 


आ्ौर तिब्बत जाने में असमर्थंता प्रकट की । कुछ काल पश्चात्‌ 
राजा एक युद्ध में हारा और शत्रु द्वारा बन्दी बनाया गया। 
वहीं राजा की मृत्यु हुई | मृत्यु से पहले राजा ने दीपंकर 
को एक मर्मस्पर्शी-पत्र भेंजा। दीपंकर का हृदय पिघल गया 
और उसने तिब्बत जाने का संकल्प कर लिया। दीपंकर ने 
तिब्बत की ओर प्रस्थान किया । सीमा पर उसका बड़ा 
स्वागत हुआ । चार सेनापति श्रौर एक सौ अ्रद्वारोही उसका 
स्वागत करने आ राये थे । वे पूरी सज-धज के साथ आचार्य 
को ले आए । 

सम्पूर्ण तिब्बत ने आचाये का स्वागत किया । दीपंकर 
जीवन के शेष १३ वर्ष वहीं रहा । प्रचार में दत्तचित्त वह 
उपदेश देता और ग्रन्थ लिखता था । दीपंकर का नाम आज 
भी बड़े आदर से सारे तिब्बत में स्मरण किया जाता है। 


भारतवर्ष का षष्ठि संवत्सर उसी काल में तिब्बत पहुँचा । 
बौद्धों के वज्ञयान सम्प्रदाय के अनेक आचायें तिब्बत जाते 
रहें । उनक द्वारा तन्त्रमत का शासन स्थिर रहा। तिब्बत 
के बौद्ध ग्रन्थों की एक विस्तृत सूची फ्रेऊ्च विद्वान्‌ काडियर 
ग्रादि ने बनाई थी । उससे ज्ञात होता है कि ग्रन्थों की 
संख्या बहुत थी । । 


तेईसवाँ अध्याय 
दशम शनी के मध्य से संवत्‌ १२०० तक 


३१६. बोद्धों पर अन्तिप प्रहार---बौद्ध और वैदिक 
विद्वानों का जो संघर्ष विक्रम की पहली शती के श्रास-पास 
से चला था, उस की समाप्ति का काल आ गया । जिस 
संघर्ष म उद्योतकर, कुमारिल, शझ्भूर और वाचस्पति 
मिश्र ने वंदिक-पक्ष की रक्षा की, उस का अन्तिम 
विख्यात प्रतिनिधि उदयन था । सुबन्धु, दिडुनाग और 
ईइवरसेन की परम्परा में होने वाला बौद्धों का अन्तिम मूल 
लेखक आचार्य धर्मकीति था। उदयन पूबंदेश का निवासी 
था । उसने अनेक ग्रन्थ लिखे । उन में से चार बहुत प्रसिद्ध 
हैं । आत्मतत्त्वविवेक, किरण।वलि, लक्षणावलि और न्याय 
कुसुमाउ्जलि । कुसुमाञ्जलि में ईश्वर-सिद्धि पर तर्क 
उपस्थित किए गए हैँ । ये तक न्याय-विद्या के संसार में 
बहुत आदर से देखे जाते हैं । 

नॉस्तिकता के प्रेय-मार्गवर्ती दुग पर उदयन का प्रहार 
बहुत प्रत्रल था। उस को प्रत्यक यूक्ति नया दृश्य उपस्थित करती 
है । युक्ति की स्पष्टता पाठक के हृदय पर विचित्र संस्कार 
डालती है । इस चोट के पश्चात्‌ बौद्ध-तर्क सर्वथा निबंल हो 
गया । बौद्ध-मत में असाधारण प्रतिभा का कोई विद्वान्‌ 
उत्पन्न नहीं हुआ । इस के कुछ काल परचात्‌ बोद्ध-मत 
अपनी जन्म-भूमि से पूर्णतया निर्वासित हो गया। 

आत्मतत्त्वविवेक में आत्मा का निरूपण है। प्रात्म- 
ज्ञान की पियासा के कारण, उस के मिटाने के उपाय और 
आझात्मज्ञान के लाभों का उल्लेख है । किरणावलि में वेशेषिक 
शास्त्र की व्याख्या है। वेशेषिक विद्या अथवा भौतिक- 


( १६८ ) 


विज्ञान क॑ जो गिने-चुने ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते हैँ, उन 
में से यह ग्रन्थ विशेष ग्रादरणीय है । इस शास्त्र के पुराने 
भाष्यों के उद्धरण कहीं-कहीं इस में मिलते हैं । प्रतीत होता 
है, उदयन न्याय और वेशेषिक में बहुत गति रखता था । 
लक्षणावलि में वह अपना काल शक ६०६ लिखता है । 


अ्रतः स्पष्ट है कि संवत्‌ १०४० के समीप उदयन जीता था । 


३२०. अल-माखदी ओर हिन्दू-संक्ृति--संवत्‌ ६६० 
के समीप भ्ररबी-लेखक मासूदी लिखता है--- 

हिन्दू सुरा-पान नहीं करते, और पीने वालों से घृणा 
करते थे । इस का कारण धामिक-बाधा न हो कर सुरा से 
होने वाला विचार-शक्ति का ह्लास ही समझा जाता था । 
यदि उस समय के किसी राजा का मद्य-पान करना प्रमाणित 
हो जाता था, तो उसे राज्य से परे होना पड़ता था । उस 
समय के भारतीयों का मत था कि राजा की बुद्धि पर सुरा 
का प्रभाव होने से उस की शासन-शक्ति का लोप हो जाता 
है। इति । 

कहाँ वे दिन और कहाँ आज का भारत । 


३२१. महमूद द्वारा पश्चिपोत्तर भारत में संस्कृति 
न!श--इस्लाम की शक्ति सिन्धु-देश में पहुँच चुकी थी । 
संगत ७७० तक लगभग ३०० वर्ष यह सिन्धु ओर मुलतान 
तक ही सीमित रही । पञ्जाब और सौराष्ट्र के शक्तिशाली 
राजाओं ने इसे आग नहीं बढ़ने दिया । पर संवत्‌ १०६० 
के पदचात्‌ गज़नी से महमूद ने पञ्जाब पर आक्रमण आरम्भ 
किए । महमूद के साथ अल्बेरूनी नाम का एक विद्वान था । 
उस ने भारत में रह कर संस्कृत-विद्या का अ्रध्ययन किया, 
झ्रौर भारतीय संस्कृति के इतिहास पर एक ग्रन्थ लिखा । वह 
ग्रन्थ बड़ा उपादेय है । 


( १६६ ) 


महमद ने पञ्जाब को मट्टी में मिला दिया । उस के 
आ्ाक्रमणों के विषय में अल्बरूनी लिखता है-- 


महमद ने भारत क॑ एऐश्वय को सवथा नष्ट कर दिया 
और वहाँ ऐसे अ्रड्भू त पराक्रम दिखाए कि हिन्दू मृत्तिका 
के परमाणओ्रों की भांति चारों ओर बिखर गए और उन का 
नाम लोगों के मख म॑ एक प्रार्चीन-कथा के समान ही रह 
गया ।*. हिन्द विद्याएं हमारे द्वारा विजित देशों से भाग 
कर काइ्मीर, बनारस आदि सुट्र स्थानों में चली गई हें, 
जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता । इति । 

इस वर्णन से ज्ञात होता है कि महम्‌द ने संस्क्ृति का 
घोर नाश किया । भागते हुए ब्राह्मण अपने साथ प्राचीन 
ग्रन्थ नहीं ले जा सके । उन्हें जीवन को पड़ी थी । तब 
कितने अमल्य ग्रन्थ नष्ट हुए, इस की कौन कहे । पञ्जाब 
में संस्कृत-विद्या लगभग नष्ट हो गई । आचार-व्यवहार 
समाप्त हो गया । कला के उत्कृष्ट निदर्शन-लप्त हो गए । 
यही कारण है कि पज्जाब में प्राचीन मन्दिर नहीं मिलते । 
पूजा-पाठ का तब लोप हुआ । 


३२२. महाराज भोज का संस्कृति उद्धार--जिस 
समय ऱाज़नी का महमद उत्तर-पश्चिम भारत पर आक्रमण 
कर के पञ्जाब की आयं-संस्क्रृति का समूल उच्छेद कर रहा 
था, उस समय मालवा के परमार-बंश का भोज भारत 
के पश्चिम में राज्य करता था । भोज न अपनी राजधानी 
धारा नगरी में बनाई । यहाँ उस ने विभिन्न-विद्याश्रों 
के सकल-दिगन्तरोपागत विद्वानों का संघ एकत्र किया। 
उस ने संस्कृत के पठन-पाठन के लिए झारदा-सदन श्रथवा 
भोज-शाला बनवाई । उस शाला के चारों ओर शिलाएँ 
लगवाई गई । उन शिलाओं पर 'कमंशतक नाम के दो 


( १७० ) 


प्राकृत-काव्य और भत हरि की कारिकाएँ आदि कई ग्रन्थ 
उत्कीर्ण कराए गए । पाठशाला की लम्बाई २७० फ़ट और 
चौड़ाई ११७ फ़ूट थी । उस के पास एक 'सरस्वती कृप 
था । भोज के समय मालवा में विद्या का प्रचार बहुत 
बढ़ा । 


३२३. भोज स्वयं विद्वान था। उस ने स्वयं ग्रथवा 
अपने विट्रानों की सहायता से जो ग्रन्थ रचे, उन में से कुछ 
एक के नाम भागे लिखे जाते हूँ । व्याकरण में सरस्वती- 
कण्ठाभरण नाम का तथा अलद्धार शास्त्र में भी इसी नाम का 
ग्रन्थ, भोज ने रचा । भोजरचित 'युक्ति कल्पतरुः और 'सम- 
राज्भुग सूत्रधार' नाम के दो ग्रन्थ शिल्प-शास्त्र विषयक छप 
चुके हें ।[समराज्ण में यन्त्रों क वर्णन पर एक विचित्र अध्याय 
है । तदनसार यन्त्र सशाब्द और निःशब्द दो प्रकार के होते 
थ । वतंमान-यग में नि:शब्द यन्त्र अभी तक नहीं बन सके । 
समराज्भूण में हो आक्राशगामी विमानों का उल्लेख है । ये 
विमान पारद की शक्ति से उड़ते थे । भोज लिखता है कि 
पुराने दिनों में भूभुजों कं पास विमान अथवा व्योमयान 
होते थे । निर्जीव मृतियों के सजीव-रूप से काम करने का 
उल्लेख इस पुस्तक में है । वस्तुत: भोज न भारतीय-संरक्रृति 
की बड़ी रक्षा की । 


धर्मशास्त्र, वेद्यक, तथा राजशास्त्र पर भोज ने ग्रन्थ लिखें 
थे। उन के उद्धरण भी अनेक ग्रन्थों में मिलते हें । 


३२४, भोज का दान अतिप्रसिद्ध हुआ । इसी दान के 
कारण उस नें भारत के विभिन्‍न तीर्थ-स्थानों में श्रनेक मन्दिर 
बनवाए । भोज शव था और ये मन्दिर शिव-सम्बन्धी थे । 
भोपाल (भोजपाल) की २४० वर्गमील भोल (ताल, सागर) 
इसी राजा की बनवाई हुई थी । वास्तु-कला का यह उत्कृष्ट 


( १७१ ) 


नमूना थी । भोज के काल के भारतीय वास्तु-कलाविद बहुत 
निपुण थे। इस पुण्य काम के कारण भोज के राज्य में कृषि 
फलवती थी श्रौर दुर्भिक्ष का चिह्न नहीं था । 


३२४, काश्मीर में शेंवमत करा उदय--इसी काल 
में काइमीर में एक तेजस्वी ब्राह्मण जन्मा । उसके जीवन का 
सक्रिय-भाग संवत्‌ ११०० के समीप का है । उस का नाम था 
अभिनव गुप्त । वह अनेक शास्त्रों का पण्डित, मन्त्र-शास्त्र 
कुशल और शेव मतानयायी था । शैव-मत का प्रचार प्राचीन 
काल स कास्मीर में चला आया है। संवत्‌ १००० से इस 
मत के श्रनेक प्रसिद्ध आचाय॑े काव्मीर में हुए थे । पर उन 
सब का शिरोमणि यह आचायें था। इन आचार्यों के सतत 
प्रचार से काइमीर भूमि से बौद्ध-मत निर्वासित हो गया । 
संस्कृत का प्रचार बढ़ा और मन्त्र-शास्त्र का हिन्द-रूप देश 
में फला। शवाचार्य सिद्धि-सम्पन्न थे, इसकी लोक-कथायें 
सवंत्र फंलीं । 


अभिनव गुप्त ने काइ्मीर के शव-सम्प्रदाय के प्रत्यभिज्ञा- 
दास्त्रों पर भाष्य और टीकाएँ रचीं । उसने भरत मनि के 
नाट्य-शास्त्र पर एक विस्तत भाष्य लिखा | अभिनव गृप्त 
का गीता-भाष्य भी इस समय उपलब्ध होता है । 


३२६. रामानु 7---जब भोज और गअ्रभिनव ग॒प्त उत्त र- 
में भारतीय संस्क्रति के संरक्षण और व्याख्यान में संलग्न थे, 
तब लगभग उसी समय दक्षिण में एक और आचाये उत्पन्न 
हुआ । उसका नाम रामानुज था | उसका विद्या-गरु महान्‌ 
विद्वान्‌ यादव-प्रकाश था । दक्षिण में यामनाचायें आदि के 
काल से भक्ति का स्रोत बहना आरम्भ हो गया था। रामानज 
के काल तक वह पूरे ऐश्व्यं पर पहुँचा । 


शद्धूराचाय अद्वेतमत का प्रचार कर गएथे। अद्वेत मत 


( १७२ ) 


में केबल ज्ञान का आश्रय लिया जाता था। अनेक लोग 
उस ज्ञान तक पहुंचने में असमर्थ थे । उनके लिए किसी 
ग्रन्य मांगें की आवश्यकता थी । दक्षिण के भक्तों ने वह 
मार्ग निकाला, और रामानुज क॑ काल से वह अ्रपनी चरम- 
सीमा को प्राप्त हुआ । रामानुज ने शद्धूर के समान प्रस्थान- 
त्रयी अर्थात्‌ उपनिषद, गीता और वेदान्त-दर्शन पर अपने भाष्य 
रचे । इनका मत विशिष्टाइत के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
जगत्‌ की वतंमान भअ्वस्था में ये द्वत को ही सत्य समभते 
थे । इसी लिए इन्होंने ज्ञान क साथ भक्ति का उपदेश भी 
आरम्भ किया । इन का उपदेश सब वर्णों के लिए समान 
था। जाति की उच्चता और नीचता का इन्हों ने उपदेश-मार्ग 
में कोई अ्रन्तर नहीं माना । 


रामानुज का मत कल्पित मत नहीं था । इसे शास्त्र का 
कुछ ग्राधार प्राप्त था । हम लिख चुके हेँ कि वदान्त-द्शन 
पर बोधायन मनि की एक वृत्ति और भगवान उपवर्ष 
का एक भाष्य था। इन्हीं दोनों पर टडद्धू और द्रमिड़ाचार्य 
के वातिक आदि थे । इन सब ग्रन्थों के आधार पर रामान्‌ज 
ने प्रस्थान-त्रयी का व्याख्यान किया । दुःख का स्थान 
है कि इन ग्रन्थों में से इस समय एक भी प्राप्त नहीं है । पर 
इतना सत्य प्रतीत होता है कि शाड्भूर-भाष्य का बोधायन-वत्ति 
से पर्याप्त विरोध था । 


रामानुज के प्रचार से दक्षिण में वष्णव सम्प्रदाय बहुत 
फला । आज भी लाखों वेष्णव दक्षिण में दिखाई देते हैं । 
इनके माथे पर एक .विशेष प्रकार का टीका लगा रहता है । 
इस सम्प्रदाय की परम्परा में श्रन्य अ्रनेक आचार्य भी गण्य- 
मान्य हो चुके हें, भर अ्रब तक हैं । 


३२७ बनारस की देन--संवत्‌ १२०० के समीप 


( १७३ ) 


मध्य-मारत पर महाराज गोविन्दचन्द्र का राज्य था । इसी के 
प्रताप के कारण मुसलमान देहलो के आस-पास तक रुके रहे । 
वें उस समय झाग नहीं बढ़ सके । इस राजा का मन्त्री 
बुद्धिमान, दूरदर्शी और बहु-शास्त्र-निष्णात था । उसका नाम 
लक्ष्मीधर था। उसने एक ग्रन्थ कृत्यकल्पतरु नामक चोौदह 
भागों में रचा। देव-योग से इस ग्रन्थ का बहुत-सा भाग 
मुद्रित हो गया है । प्रतीत होता है, उस काल तक भारत का 
विद्यावन पर्याप्त युलभ था । वे अनेक ग्रन्थ जो आज श्रप्राप्त 
हैं, उस काल में मिलते थे । लक्ष्मीधर ने पुराने वाह मय का 
सुन्दर संकलन कर के अपना ग्रन्थ लिखा । यदि यह ग्रन्थ 
बचा न रहता, तो सेंकड़ों पुराने ग्रस्थों के सन्दर्भ हम तक 
पहुँच न पाते । निस्पन्देह लक्ष्मीधर ने संस्क्रत उद्धार का भाव 
जगाया, श्र उसका फल था कि हिन्दू सजग थ और नाश- 
कारी बाह्य-शक्तियों का प्रतिरोध कर रहे थे। 


उक्धकाए कमनयामपक ६०६०७ 2वरवामआ फ्यानबलड, 


चाौबीसवाँ अध्याय 


प्राकतों ओर अपमश्र शों का साग्राज्य 


३२८. संस्कृत का महत्व---भाषा का जातियों की 
संस्कृति पर गहरा प्रभाव होता है । भाषा संस्क्रति का मान- 
दण्ड है । जिस भाषा का छब्द-भण्डार थोड़ा है, उस के 
बोलने वालों का स्तर नीता समभा जाता है । थोड़े शब्दों 
वाली भाषा में विज्ञान के बहुविध अजद्भों का अ्रभाव होता 
है । उदाहरणार्थ अँग्रेजी को ले लें । प्रत्येक आविष्कार के 
साथ नए-नए शब्द अँग्रेज़ा में प्रविष्ट हुए । चाहे य शब्द 
पूर्व-प्रचलित शब्दों के जोड़-तोड़ का परिणाम थे, चाहे दसरी 
भाषाग्रों से लिए गए थे, पर थे य नए । संस्कृत को देखिए । 
इस का छब्द-भण्डार कभी बहुत विस्तृत था । आज भी 
संस्कृत क मोनियर विलियम्स क कोष में एक लाख अस्सी 
हजार शब्द सब्निविष्ट हें । उस कोष के बनने के पश्चात्‌ 
लगभग एक लाख और हब्द मिल चर्क हें । अब भी 
संस्कृत के अनेक नए हस्त-लिखित ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हें 
उन में भी नए शब्द मिल जाते हैं । अनमान है कि कभी 
संस्कृत क शब्द दस लाख से ऊपर थे। इस से ज्ञात होता 
है कि भारतीय संस्कृति के पास कभी बड़ा विज्ञान था 
प्राचीन आये अयस्कान्त मणि (चुम्बक), सूर्यकान्त मणि 
(अम्बु-भक्षण मणि), कंस (इस मणि का एक कृत्रिम 
प्रकार), और चन्द्रकान्त मणि (रात्रि को चन्द्रयोंग से जल 
उत्पन्त करने वाली मणि) अ्रादि शब्द प्रयुक्त करते थे । 
उन के पास ये वस्तुएँ अवश्य थीं । शब्दों में सूक्ष्म अ्र्थभद 
की जितनी मात्रा जिस भाषा में जितनी अधिक होती है 
उतनी ही वह भाषा उन्नत होती है । ससार में संस्कृत से 


( १७४ ) 


बढ़ कर भ्रर्थों कर यह सूक्ष्म-भेद अन्य किसी भाषा में नहीं 
है। अत: संस्कृत भाषा परम-उन्‍नत थी । शब्दों का सावधानता 
से भ्रध्ययन किया जाए, तो उस से निकाले परिणाम अ्रकाट्य 
होते है । एसी विस्तृत, शब्द-बहुला, सर्व-संसार पर व्यापक, 
प्राउजल, परिमाजित संस्क्रृत भाषा का ह्वास कृतयुग के श्रन्त 
से प्रारम्भ हो गया था। अ्रधिकांश जन विद्वान थे, पर कुछ 
लोग आलस्य-यक्‍त अं।र प्रमादी हो रहे थे । श॒द्ध-उच्चारण 
में पिरश्षम न्यन करते जा रहे थे । फलतः प्राकृत की उत्पत्ति 
हुई । म्लेच्छ भाषाएँ अर्थात्‌ भारत के बाहर की अपभ्रंश- 
भाषाएँ भी अस्तित्व में आई । संस्कृत की अपार शब्द- 
राशि का ज्ञान इस प्रकार भी होता है कि अनेक वेदिक 
दब्द जो सम्प्रति उपलब्ध संस्कृत ग्रन्थों में नहीं मिलते, वे 
पञ्जाबी, हिन्दी और गुजराती आदि भाषाओं में अपभ्रंश- 
रूप में मिलते हें । उदाहरणार्थ, पञ्जाबी में चार शब्द हें-- 
खब्बा (बायाँ), गड्ढडा (गाड़ी, रथ), जणियाँ (स्त्रियाँ) तथा 
पिलयिला (नरम, ढीला) । इन्हीं श्रर्थों को देने वाले वंदिक 
दब्द खवे, गतं, जनी और पिलिप्पिला हैँ । इनके सीधे अप- 
अंश पूर्वोक्त शब्द हें । 

३२९. भरत मुनि के काल से पूर्व ही प्राकृत 
का चक्र चल पड़ा था । यह चक्र अधिकाधिक तीक्र 
होता गया । तथागत बुद्ध और महावीर स्वामी के 
काल में प्राकृत का प्रचार अधिक बढ़ा । तब प्राकृत ध्म- 
भाषा हो गई, और यह साहित्य में प्रयक्त होने लगी । 
पाली की गाथाओं, जातकों, त्रिपिटक् और धम्मपद से बंद्ध- 
कालीन प्राकृत का पता चलता है। उस के पश्चात्‌ भास 
के नाटकों, श्रशोक के धर्म-शासनों तथा अश्वघोष और 
कालिदास के नाढकों में प्राकृत का दशन - होता है। तत्प- 
इचात्‌ू हाल की गाथा सप्तशती, गौडवहो और कर्पर 


१७६ ) 


जरी आदि में प्राकृत मिलती है । पर इस का साहित्य 
संस्कृत के समान कभी अति विस्तृत न हो सका । फलत 
प्राकृत भाषा की शब्द राशि थोड़ी रही । इस में आयवंद 
का सम्पूर्ण ज्ञान भी नहीं श्राया, शिल्पों का ज्ञान तो बहुत 
ही थोड़ा लिखा गया । अ्रनक वज्ञानिक वारतें भूलती जा रही 
थीं । संस्कृत से प्राकृतान॒वाद हुए, पर बहुत श्रधिक नहीं । 
प्राकृत के प्रचार के युग में भी संस्कृत ने एक बार 
फिर सिर उठाया । जेन और बौद्ध साहित्य जो कई 
हताब्दियों तक प्राकृत-मात्र में था, एक बार पुनः संस्कृत में 
लिखा जाने लगा । राज-भाषा भी संस्कृत हुई । साहसाडू: 
चन्द्रगप्त विक्रमादित्य ने जो स्वयं महान पण्डित था, इस 
को बहुत प्रोत्साहन दिया । यह अवस्था कुछ शतियों तक 
बनी रही । अन्त में पुनः प्राकृत भाषा का प्रचार बढ़ा । 
पर ग्यारहवीं शती के शभ्रन्त में धाराधीश्वर भोज नें 
संस्कृत का साम्राज्य पुन: खड़ा कर दिया । 

३३०. काल बीतता गया । संसार ह्लवास की ओर जा 
रहा था । आलस्य बढ़ा । एक-एक शद्ध संस्क्रत शब्द के 
अनेक रूपान्तर हुए | ये अपश्रंश कहाए।। प्राकृतों में संस्कृत 
के विकारों के कुछ नियम थे । उन में प्रकृति (मूलघ! 
ग्रादि) का रूप अधिक विकृत नहीं था। पर अपकभ्रंथों 
ये नियम नहीं बन सर्के । अपभ्रंश विभिन्नि दिशाप्रों में जाने लगे । 
भरत मनि, व्याकरण महाभाष्यकार पतञ्जलि, कालिदास 
वररुचि और बाण आदि ने अप भ्रंशों के अस्तित्व का पता दिया 
है । उस समय अपशभ्रंश भाषा थी श्रवश्य, पर उस में ,साहित्य 
की सृष्टि नाम-मात्र की थी | दशम शती के आस-पास से 
ऐसा यग आया जब प्राकृत का प्रचार न्यन होने लगा | 
उस समय गअ्रपश्रंश के कवि उत्पन्न हुए । इस भाषा में 
काव्य लिखें जाने लग । छन्द-शास्त्र भी अनूदित हुए। 


( १७७ ) 


ग्रायवेंद ग्रन्थ, रामायण, महाभारत और पुराण आदि भी 
अपभ्रंश में हो गए। अपभ्रृंश ने साहित्यिक भाषा का रूप 
धारण कर लिया । संवत्‌ १२०० तक शअ्पश्रृंश भाषा का 
विशेष प्रचार हो चुका था । 

३३१. देश के ऐक्य को धकका--प्राक्ृत में संस्क्ृत- 
तुल्य शब्द-राशि नहीं रही । लाखों पारिभाषिक शब्द लुप्त 
हो गए । विज्ञान का ह्ास हो गया । अपश्रंशों में प्राकृत- 
तुल्य शब्द-राशि भी नहीं रही । ग्रउश्रंशों के बहुविध होने 
के कारण प्रान्त-प्रान्त की भाषा विभिन्‍न दिशाओं में चलने 
लगी । भाषा-भेद के कारण देश का ऐक्य न्‍्यून हो गया । 
बंगाली पञ5जाबी के समभने में अशकक्‍त हुआ और पञ्जाबी गुज- 
राती के समभने में। संस्कृत के विद्वान इन सब से पृथक्‌ रहे । 
अब वे संख्या में थोड़े होते जा रहे थे । संस्कृत का पटन-पाठन 
कुछ ही विषयों तक सीमित रह गया। प्राकृत श्रधिक लुप्त होने 
लगी । संस्क्रत और प्राकृत ग्रन्थ कुछ तो इस्लामी आक्रमणों के 
कारण और कुछ पठन-पाठन के श्रभाव से नष्ट होने लगे । 

कथा-युग 

३३२. वेसे तो कथा-साहित्य चिरकाल से भारत 
में रचा जाता रहा है, पर विक्रम की नवम शती से चौदहवीं 
हती तक भारत के साहित्यिक. संसार में कथा-स हित्य का 
अधिक प्रचार हुआ । दूसरे विषय गौण हुए और प्रजा की 
रुचि कथा-साहित्य में बढ़ी । विलासिता का युग आरम्भ 
हो चका था । गम्भीर साहित्य का अभाव और कथा-कहानी 
और उपन्यास आदि का बहुविस्तार साहित्य की बाल्या- 
वस्था का द्योतक है भ्रथवा जाति की आराम की रुचि का । 

कश्मीर में महाकवि गुणाढ्य की पैजशाची-भाषा की बुह- 
स्कथा के दो अनुवाद संस्क्रत में हुए । एक था सोमद्वेव सूरि 


(+ १७ ) 


का कथासरित्सागर के रूप में और दसरा क्षेमेन्द्र का बहत्क- 
थामञज्जरी के रूप में । बहत्कथा इ्लोकसंग्रह भी उन्हीं 
दिनों अ्रस्तित्व में आया । संस्कृत के अन्य अनेक कथा ग्रन्थ 
इन्हीं दिनों रचे गए । 


अपभ्र श भाषा का कथा-युग 


३३३. स्वयंभू--विक्रम के अ्रष्टम-नवम शतक से 
अपभ्रंश भाषा साहित्यिक-रूप धारण कर चक्की थी। जैन कवि 
स्वयंभू का पठम चरिउ (पद्म-चरित) रचा जा चुका था । 
इस में राम-कथा का जेन-दृष्टि से कथन किया गया है । ग्रभी 

से ही अ्रपश्रंश भाषा का आदि काव्य समभना चाहिए 

स्वयंभू का कनिष्ठ पुत्र जिभुवत भी अपने पिता के 
समान अपभ्रंश का उत्कृष्ट कत्रि हुआ। उसने 'पउम चरिउ 
के अन्त में ग्वनी रचना की सात सन्धियाँ नई जोड़ीं । 

इन के पश्चात्‌ पष्पदन्‍्त नाम के एक महान जंना- 
चाय हुए । उन्‍्हों ने अपश्रृंश भाषा में झादि-पुराण और 
उत्तर-पराण लिखे । इन के उत्तर-पराण की ग्यारह 
सन्धियों में रामकथा का वर्णन है। हिन्द लोग रामायण- 
कथा का सदा से आदर करते रहे हें । रामायण हिन्द-संस्कृति 
का प्राण रहा है । जेन इस अभाव को अनुभव करते थे। 
उन्हों ने प्रजा की राम-प्रियता की रुचि को देख कर उस 
समय की प्रचलित अप भ्रंश भाषा में राम-कथाएँ लिखीं । 

३३४. भविसियत्त-कहा--कवि धनपाल (धणवाल) 
का यह ग्रन्थ अ्रपश्रंश-भाषा का ग्रन्थ-रत्न है । इस की रचना 
दशम शती विक्रम में अ्रनमानित की जाती है । उस समय तक 
यह भाषा जीवित थी। जनाचाय हेमचन्द्र के पश्चात्‌ इस भाषा 
का भी हास हो गया । तब पड्जाबी, हिन्दी, गुजराती 
मराठी और बंगला आ्रांदि का यूग आरम्भ हो गया । 


पनचीसवर अध्याय 
भारतीय कलाएँ 


3३३४, भारतीय संस्कृति में कला का स्थान बड़े 
महत्त्व का रहा है । वास्तु-कला, नगर-निर्माण कला, मूर्तिकला 
चित्रकला, झ्रादि अनंक कलाएँ यहां प्रसिद्ध रही हैं । 

३३६. वास्तुशास्त्र--वास्तु शास्त्र के श्रठारह उपदेष्टा 
मत्स्य प्राण ग्रध्याय ३५२ में उल्लिखित हैं । उन के नाम 
थे---भग, अ्रत्रि, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित 
विशालाक्ष शिव, पुरन्दर, कुमार, नन्‍्दीश, शौनक, गगे, वासुदेव 
अनिरुद्ध, शक्त और बहस्पति । 

वास्तु-कला का सम्बन्ध भूमि की पहचान, गृह-निर्माण 
आदि से है । शास्त्रकारों का मत है कि नदी, श्मशान, 

दल (शिलाओं वालो, पत्थरीली पहाड़ियों), तथा वनों के 
निकट घर के लिए भूमि न देखे । ऊसर भमि और आ्ानप 
(गीली) भूमि भी निबिद्ध है। 
गठ-निर्माण जेता के आरम्भ से प्रवत्त हो गया था। 
वेद में सहस्न-स्थण राज-प्रासाद का वर्णन है। मन और 
वाल्मीकि के काल में भव्य-भवन बनते थे । भग, मय और 
शुक्र की कृपा से मंसोपोटेमियां, मिश्र और ईरान आरादि 
में गह-निर्माण होने लग पड़े थे। प्राचीन काल में 
ये सारे देश इस कला में भारत के समान निपण 
थे। महाभारत-काल में दुर्योधन के भवनों, जरासन्ध 
क प्रासादों श्रौर द्वारिका के यादवों के विमानों (ऊँचे घरों) 
का वर्णन मिलता है । प्राचीन काल के घर ऐसे होते थे 
जहाँ उदय होते हुए सूथे की रश्मियां पूर्णतया पहुँचती 
थीं। श्रर्थात्‌ घर पूर्वामिमख होते थे । घर अनेक भभियों 
(मंजिलों) के होते थे । बहुत गरम भागों में साधारण 


( १८० ) 


घर मट्टी के होते थे । मठ्ठी के घर गरम से बचाते हें। 
गृहस्थ कहते ही उसे थे, जो घर में रहे । कोई परिवार विना- 
घर न था । 

उसी काल के मोहेंजोदरो और हड़प्पा के मकानों का 
भी अब पता लग गया है। उन में पानी निकलने का 
सुप्रबन्ध था । 


३३७. नगर--पहले लिखा गया है कि अयोध्या-नगरी 
मन-निर्मिता है। अग्रोध्या के पश्चात सारा भारत नगर-नगरियों 
और पर-परियों से भर गया । नगर एक विशष नियम 
से बसाए जाते थे । नगर लम्बे अथत्रा चतुरख्र होते थे। 
कहीं-कहीं नगर वर्तल (वलयाक्ृति, गोल) भी होते थे । 
नगरों की शोभा प्रपा, मण्डप, कासार और कानन आदि 
से बढ़ती थी । नगरी के मध्य में मन्दिर होता था। 
मन्दिर के ऊपर उठा हुग्रा कलश वा चषक होता था । आज 
भी अनेक पराने मन्दिरों पर वही चषक दिखाई देता 
है । राजधानी में मन्दिर के पास राज-प्रासाद होता था। 
नगरों को चारों ओर से प्राकार घरता था । उस में द्वार 
रहते थे । ये द्वार गजों आदि से अभेद्य और मनष्यों से 

अलंघष्य होते थे । 


यनानी लेखक अरायन लिखता है कि नदी-तटों तथा 
निम्न-भमियों पर बसे नगर लकड़ी के और उन्नत 
भूमियों पर बसे नगर मट्टी वा पकी हुई ईटों के होते थे। 
राजगह की प्रानी बस्ती के भग्नावशेष श्रब भी मिलते हैं । 
ये पत्थर के बन॑ थे, श्रतः काल के प्रकोप से कुछ-कछ बच 
गए हैं । पाञ्चाल देश की राजधानी अरहिच्छत्र थी । उसकी 
खुदाई गत कई वर्ष में हुई है। इस का प्राकार जो पकी ईटों 
का था, ४० से ५० फूट ऊँचा था। 


( १८१ ) 


बाहुत, साञऊची, अमरावती और मथुरा आदि के द्वारों 
प्र इस समय भी राजगह, श्रावस्ती, वाराणसी, कपिलवस्ज 
झऔर कशीनगर की परियों के रूप उत्कीर्ण हें। उन से 
पराने नगरों का कुछ रूप भ्रनमानित हो सकता है । 


३३८. मूर्ति कला--अ्रति प्राचीन कॉल से भारत में 
मृतिकला भी उन्नत थी । बहुत पराने काल म इन्द्र श्रादि देह- 
धारी देवों की मृतियाँ बनती थीं। प्रत्यक देव की मूति अपना 
विशिष्ट आकार-प्रकार रखती थी । इसका सविस्तर उल्लेख 
वराहमिहिर ने अपनी बहत्संहिता में किया है । देवों के 
वाहन भी होते थे । उनका स्पष्टीकरण भी मति-शास्त्रों 
किया गया है 


उत्त र-काल में राजाओं की मूर्तियाँ भी बनने लगीं । 
उन पर राजाग्रों के नाम अंकित रहते थे । भास कवि के 
प्रतिमा-नाटक में एक देवकल का उल्लेख है । उसमें अ्रयो- 
ध्या के सूर्य-वंश के दिवंगत राज्वओों की प्रतिमाएँ रखी हुई 
थीं । तुरुष्क-राज कनिष्क के कूल का एक ऐसा देव-कल 
था। उस में रखी कनिष्क की एक प्रतिमा पुरातत्त्व विभाग को 
मिल च॒की है। वशेषिक शास्त्र पर लिखी गई व्योमवतती 
टीका में श्रीहृषे के देवकल का उल्लेख है । अ्रजन्ता की गफाओं 
पर नर-नारियों के श्रप्रतिम सोन्दय के नमूने भारतीय-गमौरव 
का प्रमाण हैं । 


देवों, राजाओं और साधारण नर-नारियों के अतिरिक्त 
पश्ञञत्नों की म॒तियाँ भी बनाई जाती थीं । मौ्यं-काल की वषभ, 
सिंह और हृष्तति प्रतिमाएँ कला का सुन्दरतम नमूना हैँ । 
शुद्ध-सम्राट पुष्यमित्र आदि के अ्रश्वमेध के घोड़े की मृतियां 
भी देखने योग्य हें । 


दक्षिण के पल्‍लव और पछढ्िचम के राष्ट्रकूट राजाशों 


( १८२ ) 


ने भी मति-कला को सजीव रखा । उनके काल को वराह 
आदि की मरतियाँ दर्शनीय हैं । भारतीय मतिकला का' प्रभाव 
कम्ब्रोज और बालीहीप आदि तक पहुँचा था। कम्बोज के 
ग्रकोर मन्दिर पर समद्र-मथन के दश्य की विचित्र मतियाँ 
बनी हैं | उन्हें देख कर वाह-वाह का शब्द मुंह से निकलता हूँ। 

भारत में यक्ष-यक्षिणियों की मतियाँ भी अनेक स्थानों 
से मिली हैँ । इन का प्रकार अपने ढंग का निराला है। प्रत्येक 
प्रान्त से मिली मृति पर प्रान्तीयता की छाप है। पर मल- 
रूप अ्नायास पहचाना जाता है| मथुरा के भतेसर-स्तम्भ 
की यक्षिणियों की मतियाँ द्रष्टव्य हें । 


गणेश की भी अनेक मूर्तियाँ विभिन्‍न स्थानों से मिली हैं । 
कहीं पर लम्बोदर, कहीं पर विचित्र-सण्ड-यक्त ये मूततियाँ 
प्रानी-कला का श्रेष्ठ-निदशन हैं । उदरे-मुख कबन्ध की भी 
अनेक मतियाँ मिली हें । इसका परा ग्भिप्राय भ्रभी तक 
ग्रज्ञात रहा है। 


३३६. बोद्-मूर्तियाँ--बुद्ध-भक्त आरम्भ से अपने 
आराध्य देव की मतियाँ बनवाने लग पड़े थे । लाहौर, सारनाथ, 
नालन्दा आदि प्रसिद्ध स्थानों के अ्रदभतालयों में बद्ध की 
मरतियों का अच्छा संग्रह है । बद्ध के जीवन की प्रायः सारी 
घटनाएँ इन मतियों में दिखाई गई है। बद्ध-जन्म के दृश्य 
सजीव रूप में सामने अ्ाते हैँ | ब॒द्ध की तपस्या की और 
ज्ञान-प्राप्ति की मतियां सव्वेत्र मिलती हें | बद्ध की मतियाँ 
ईराक-अरब तक फंली हुई थीं | बृद्ध शब्द का विकृत-रूप 
बत है। इसी कारण अ्ररबी-फारसी लोग 'बत-परस्त' शब्द 
मति-पृजक के लिए प्रयकत करते हैं । 

हम लिख चुके हे कि नग्नजित वास्तु-शास्त्र के अ्रठारह 
उपदेष्टाओ्ं में से एक था । वह गान्धार का राजा था। उस 


( १८३ ) 


की कला का प्रभाव चिर-काल तक उस देश में रहा है। 
तदनुसार गान्धार और उस के साथ कं प्रदेशों में से जो 
बौद्ध-मूतियाँ मिली हें, उन पर भी नग्नजित्‌ की कला की 
छाप है । वर्तमान लोग उस प्रकार की मूर्तियों को गान्धार 
कला की मूर्तियाँ कह कर उन का परिचय देते हें । 


३४०. जैन-मूर्तियाँ--इस कला में जैन लोग भी पीछे नहीं 
रहें । उन के प्रायः सभी तीथंदड्धूरों की मतियाँ कभी बनती 
रही होंगी । उन में से अनेक अ्रब भी प्राप्त हो चुकी हैं । 
जैन-तीथं डूरों की मूृतियाँ सात्विकता और प्रशान्त-भाव के 
व्यक्त करन में ग्रतिश्रेष्ठ हैं। कलाकार इस भावभंगी को 
पूर्णतया स्पष्ट कर सके | जेन-मन्दिर इन मूर्तियों से जग- 
मग करते हैं । 

३४१. धातु-मूरतियाँ--प्रस्तर-मूतियों के साथ-साथ 
धातुओं की मूर्तियाँ भी प्राचीन काल से बनती चली आई हैं । 
ऐसी कांस्य आदि धातुओं की मूर्तियाँ भी भारत के भिन्‍न-भिन्‍न 
भागों से मिली हे । उन में भी कला का प्रदर्शन कला-विशेषज्ञों 
को मान्य हुश्ना है 


३४२. स्तूृप--स्तृप उस इमारत को कहते हैं, जिस के 
ऊपर चषक होता है। इमारत पक्‍की इईंटों वा पत्थर की 
होती है । बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द को आदेश किया था कि 
उस की अस्थियों के ऊपर चतुष्महापथ पर एक स्तृप बनाया 
जाए। यह स्तूप वैसा ही हो जैसा चत्रवर्ती सम्नाट्‌ की 
अस्थियों और राख पर बनाया जाता है। निश्चय ही स्तूप 
बनाने की प्रथा प्राग्वौद्धकाल से चली श्रा रही थी। बहुधा 
चैत्य-भबनों के अ्रन्दर भी स्तृप बनाए जाते थे । 

बहुत पुराने स्तूप अ्रण्डाकार थे । उन के ऊपर छतन्र होता 
था । राजस्थान में यही छत्र मृत्युरुषों की अस्थियों पर छतरी 


( १८४ ) 


नाम से बनाए गए । अ्रण्ड के चारों ओर प्रदक्षिणा-पथ 
होता था । भयाल राज्य में सांची का महत्स्तप आज भी 
विद्यमान है | इसे ग्रशोक सम्राट ने बनवाया था ओर समय 
समय पर इस को बढ़ाया गया । यह छत्राकार है।इस के 
ऊपर समतल चतुरस्र छोटी सी हम्यंका ("-चौतरा) है । 
बुद्ध की अस्थियों पर पुरुषपुर (पेशावर) के पास 
कनिष्क का सारे एशिया में प्रसिद्ध स्तूप था । चीनी-यात्री 
'इस का आ्राँखों दंखा वर्णन करते हें। इस में १३ भमियाँ 
(मंजिलें) थीं । उस पर लोहे का स्तम्भ था। उस पर 
ताम्रछत्र थे। इसकी ऊंचाई ६३८ फट थी । जम्मद्वीप का यह 
सब्र से ऊँचा मीनार था| ह्य नसाँग के काल में यह भग्न हो 
रहा था । पेशावर के आस-पास गान्धार प्रदेश में और स्तप 
भी मिलते हैं । 
दक्षिण में भी बहुत स्तृप बने । इन में से भ्रधिक प्रसिद्ध 
अमराधघती, भट्टी, प्रौलू, जग्गय्यपेठ, घण्टाशाल और नागार्जनी 
गेण्ड आदि हैं । ये सब टट फट चक्क हें । स्तपों क्री कारीगरी 
भारतीय मस्तिष्क की उपज है । 

३४३. गुफाए---प्राचीन भारत में बड़े-बड़े शैल काट 
कर गफाएँ बनाई गई । गफाओों के अन्दर लम्बे चौड़े चेत्य-भवन 
बताए गए । उनके आसपास छोटे कमर भिक्षओ्रों के निवास 
के लिए बने । ये गफाएँ बद्ध काल से पहले से बनती चली 
आई थीं । बिहार प्रान्त में गया के समीप बराबर शैल की 
प्राचीन गफाएँ पत्थर काट कर बनाई गई हैं । इन में एक गफा 
लोमश ऋषि की है। यह मौयें-काल में ठीक की गई थी । 
उसी के साथ एक सुदामा गुफा है । इसे अशोक सम्राट ने 
आरजीविक साधुओं के लिए बनाया था । सुदामा और लोमश 
ऋषि की गुफाओ्रीं में समाज-भवन अ्रथवा मण्डप हें । इन में 
सत्संग होता था । 


( १८४ ) 


इस से उत्तर-काल की गफाएँ अजन्ता, बेदसा, नासिक 
और काले में मिली हें । नासिक को गफाओं को वहाँ के लोग 
पाण्डलना गूफाए कहते हैं। इन में शिल्प का श्रेष्ठ प्रदशन 
मिलता है । इन के ऊपर अनेक राजाओं ने झपने शासन 
उत्कीर्ण कराएं । सातवाहन राजाग्रों के शासन अजन्ता और 
नासिक ग॒फाओ्रों पर मिल हैं । 


३४४. संघराम---संघाराम अथवा विहार भिक्षश्रों के 
निवास का काम देते थे । जेन और बौद्ध दोनों सम्प्रदायों ने ऐसे 
अनेक संघाराम बनवाए । उड़ीसा प्रान्त के भुवनेश्वर के 
समीप की उदयगिरि और खण्डगिरि पर महाराज खारवेल 
के समय की जैन गफाएँ हैं । उन के आस-पास के संघाराम 
जैन-धर्म के विस्तार का पता देते हूं । 


३४५. जयस्तम्भ--प्राचीन राजा अपने जयस्तम्भ 
बनवाया करते थे। यह प्रथा देवयग से चल पड़ी थी । विष्ण के 
जयस्तम्भ कभी अफ्रोका के उत्तर में भी थे। अति परानें जय- 
स्तम्भ इतिहास में वणित हें पर उनके अवशेष मिले नहीं । 
अनेक स्थानों में ये स्तम्भ पत्थर के एक ही टुकड़े के हैं । 
संकसिया, सारनाथ और सांची झादि से ऐसे जयस्तम्भ 
मिले हैं| सम्राट अशोक ने अ्रनेक शासन-स्तम्भ खड़े कराए । 
उन्हीं पर सिह आदि की मतियाँ स्थापित हें । धोौली के 
स्तम्भ पर हस्ती की मति है। यह अशोक की शान्‍्त-मद्रा का 
प्रतिबिम्ब है । पहले लिख[ु जा चुका है कि इन मूर्तियों पर 
वज्नलेप किया हुआ है। इस की विधि इस समय लुप्त हो 
त्ुकी है। मौयें-काल के स्तम्भ चुनार के पत्थर से घड़े गये 
हैं और उन पर भी चमक वाला वज्नलेप लगा है। चुनार 
इस कला का क्रेन्द्र रहा होगा और मौर्य सम्राद उसके 
संस्थापक होंगे । 


( १८६ 


वतंमान काल के अनेक लेखकों का विचार है कि मौय॑ 
काल की यह कला ईरानी सम्राटों के प्रभाव से प्रभावित 
थी । हम इस बात को स्वीकार नहीं करते । जयस्तम्भ 
महाभारत में भी उल्लिखित हैं । शिल्प-शास्त्र में वद्नलेप 
ग्रादि का भी विशद वर्णन है । भ्रतः मोौर्यों के स्तम्भ प्राचीन 
भारतीय प्रथा का श्रनकरण करते थे । 

३४६. द्वार--महान स्तम्भों पर शिलाएँ रख कर अनेक 
द्वार बनाए जाते थ॑ । ऐसे द्वार भाहुत, बोध गया और सांची 
आदि के पास मिले हैँ । इन द्वारों की ऊपर की शिलाओं 
पर ग्रनेक मूर्तियाँ अद्धित रहती थीं । 


५ चित्र-कला 


३४७. चित्रकला पुराने भारत की दन है। विष्णुधर्मोत्त र 
में चित्र-शास्त्र के अनेक रहस्य उल्लिखित हैं । कभी प्रजापति 
प्रोक्त चित्रकर्मा शास्त्र सुलभ था । इसी प्रकार विवस्वान्‌ 
का आदित्यमत' भी सवंत्र ज्ञात था। देवल के धमंसत्र में 
चित्र-कर्म का संकत किया गया है। तत्पश्चात महाभारत में 
ऐसे भवन का उल्लेख है जिसकी भित्तियों पर चित्र चित्रित 
थ । बौद्ध ग्रन्थों में चित्रों के अनेक संकेत हें । महाकवि 
कालिदास ने शकनन्‍्तला नाटक में चित्रकला का वर्णन किया 
है । मल रंग और रंगों के मिश्रण प्रचलित रहें। चित्र 
शास्त्र के अनेक पारिभाषिक टब्द संस्कृत साहित्य में मिलते 
हैं। इस कला का एक रूप राजपूदु काल तक विद्यमान था| 
काँगड़ा प्रदेश में भी यह कलापर्याप्त प्रसिद्ध रही । चाल- 
कक्‍्य वंशीय सोभेश्वर ने ग्यारहवीं शती के अन्त में अभिल- ' 
षिताथ चिन्तामणि नाम का एक ग्रन्थ अनेक विद्याश्रों और 
कलाझ्रों के सम्बन्ध में लिखा था । उसमें चित्रकला पर भी 
प्रकाश डाला गया है। 


छुब्बीसवाँ अध्याय 
प्रान्तीय भपाओं की उधत्ति और भक्ति-पारा 


(संवत्‌ १२००--१८०० तक) 

३४८. संवत्‌ १२०० के समीप कलिकाल-सर्वज्ञ जेना- 
चाय हेमचन्द्र जीवित था। उसके काल में अपश्रंश भाषा 
का अस्तित्व मिट कर प्रान्तीय भाषाञ्रों का आरम्भ हो रहा 
था । गजराती और मराठी झपने वतंमान रूप की ओर 
ग्रग्रसर हो रही थीं। उत्तर में पञ्जाबी, हिन्दी, त्रज और 
अवधी का रूप बनना आरम्भ हो गया था। साहित्य-रचना 
अल्पाल्प होती जा रही थी । काशी, नदिया, पूना, श्रादि में 
कहीं-कहीं ही पुरानी विद्यात्रों के केन्द्र अरवशिष्ट थे । 

३४६९. इस्लामी-राज्य शने: शरनें: अपना विस्तार कर 
रहा था । मुसलमान राजाओं औझ्ौर नवाबों के दरबार .ए 
नई संस्कृति का केन्द्र बनने लगे । पुरानी संस्कृति को राजा- 
श्रय मिलना बंद हो रहा था। मसजिदों में अरबी ओर फारसी 
का पठन-पाठन प्रचलित किया जा रहा था। सरकारी 
नौकरी क इच्छुक यही भाषाएँ अपनाने लगे। गो-ब्राह्मण 
की रक्षा न्‍न्यून हो गई थी । जब कभी कोई मुसलमान-शासक 
मतान्ध हो जाता था तो दशवासियों को अनेक दुःख सहने 
पड़ते थे । 


३५०. भक्ति-धाग--ऐसी परिस्थिति में भारत में 
भक्ति-धारा का प्रवाह झा रम्भ हुआ ! कृत-युग के भ्रन्त के सनक 
सनन्दन सनत्‌कुमार आदि मुनि भक्ति-मार्ग के प्रचारक भी थे । 
नारद और शाण्डिल्य भी इस मार्ग के प्रदर्शक थे । उपपिषदों 
में इस मार्ग का यत्र-तत्र उल्लेख है। गीता में भी भक्ति-योग 
का व्याख्यान है। भगवान्‌ कृष्ण भक्ति-योग को सांख्य-ज्ञान 


( १८८ ) 


का साथी समभते थे । पाजञ्चरात्र और एकायन-मत भक्तति- 
मार्ग के ही रूप थे | योग का एक प्रकार भक्ति-योग था। 
योग-सूत्रों में पतञ्जलि न भक्ति-विशेष को ईश्वर-प्राप्ति का 
एक साधन कहा है । इस भक्ति में आराधक अपना स्वत्व 
नष्ट कर देता था । वह अपने स्वामी के प्रेम की नदी में 
निमग्न रहता था। उसे कमे-फल की आकांक्षा अ्रणुमात्र भो 
नहीं रहती थी । 


दक्षिण में रामानुज ने भक्ति-मार्ग का उपदेश कर दिया । 
वह उपदेश महाराष्ट्र में पहुँचा । वहाँ श्रनेंक भक्त उत्पन्न 
हुए । वहाँ से भक्ति का प्रवाह पञ्जाब और मध्य भारत में 
पहुँचा । रामानन्द, कबीर, नानक, चेतन्य, सूरदास और 
तुलसीदास इसी मार्ग के पुजारी बने | मीरा ने भी इसी में 
सन्‍्तोष प्राप्त किया । भारत में सब ओर भक्तों की 
सुनाई थी । 


इन भक्तों में से रामानन्द और तुलसी संस्कृत झास्त्रों के 
अच्छे ज्ञाता थे । शेष यद्यपि संस्कृत नहीं पढ़े थे, पर उन्होंने 
शास्त्रों का उपदेश अ्रवश्य सुना था । उनके उपदेश इस बात 
का परिचय कराते हैं। कबीर के विषय में नहीं कह सकते, 
पर अन्य प्रायः सब ही शब्द-प्रमाण के मानने वाले थे । 
तुलसी तो निब्रमागम के परम श्रद्धालु थे। उनकी प्रतिक्रिया 
के कारण ही वर्णाश्रम-मर्यादा स्थिर रही । उन्हों ने रामचरित- 
मानस में भ्रनेक तत्सम छब्दों के प्रयोग द्वारा संस्कृत की पर- 
म्परा को थोड़ा सा बनाए रखा । 


भारतीय संस्कृति में इस समय भी चमत्कार था, एक 
झ्राकर्षण था । राजाश्रय के बिना भी यह जीवित थी । इसी 
काल में अब्दुल-रही म-खानखाना और रसखान ऐसे सहृदय 
लोग कृष्ण -भक्ति की ओर भ्ुके । उनके वचन छनके हृदय 


( १८६ ) 


की मत्ति के थोतक हें | बादशाह जहाँगीर हिन्दू सन्‍्तों के 
दर्शन से अपने मन की प्यास मिटाता था। दाराशिकोह ने 
उपनिषदों का फ़ररसी अनवाद किया । वह उपनिषदों को 
प्रशंसा में अनेक बातें लिखता है। उसी क फ़ारसी-प्रनुवाद 
द्वारा उपनिषद योरोप में पहुँचे । प्रसिद्ध-विद्वान्‌ अंक्वेटिल न 
उस फारसी अ्नवाद करा लैटिन भाषा में झन॒वाद किया । 


३४१. भाषा-क्षेत्र में भक्तों को देन--भक्‍त-निकाय 
मध्य देश ( उत्तर-प्रदेश ) में बढ़ रहा था। मध्य देश में 
बनारस का केन्द्र अभ्रभी भी भारतीय संस्कृति का कन्द्र 
था। वहाँ देश-देश के श्रद्धान्वित छात्र शास्त्र पढ़न आते 
थे । वहाँ यात्री भी सदा पहुँचते थे । ये सब हिन्दी भाषा 
द्वारा ही अपना काम चलाते थे | उधर मेरठ, ब॒लन्दशहर और 
सहारनपुर की खड़ो बोली भी अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। 
हरद्वार का तीथ॑-स्थान अपना प्रभाव बनाए हुए था। वहाँ 
के पण्डा लोग हिन्दी-भाषी थे । भक्त और सन्त लोग बनारस 
और हरद्वार में आते-जाते रहते थे । इन सन्‍्तों की भाषा 
हिन्दी बन गई थी । फलत: भारत की सब दूसरी-बोलियों 
की ग्रपेक्षा हिन्दी श्रधिक प्रिय होने लगी | सन्‍तों का इस 
विषय में बड़ा योग है । बनारस के संस्कृत पण्डित हिन्दी में 
संस्कृत के तत्सम शब्द बोलते रहते थे। हिन्दी ने इस का रण नया 
रूप धारण कर लिया । यह हिन्दी संस्कृत के श्रति समीप 
झ्ाने लगी । हिन्दी में अ्रभी साहित्य तो नहीं था, पर बोल- 
चोल के क्षेत्र में इसका आ्राथ्िपत्य बढ़ रहा था । 


३४२. देवनागरी-लिपि--अ्रशोक के काल में ब्राह्मी- 
लिपि सारे भारत में प्रचलित थी । शने: शरने: इस लिपि का 
रूपान्तर हो रहा था । गृप्तकाल में यह लिपि थोड़ी सी बदल कर 
गुप्त-लिपि के रूप में प्रसिद्ध हुई । इसका विस्तार खोतान तक 


( १६० ) 


गी गया था । दक्षिण में भी गप्तलिपि कछ-कछ प्रचलित थी । 
गुप्त-लिपि का रूप भी थोड़ा-थोड़ा बदलता गया । तब संवत्‌ 
६०० के आस-पास वतंमान्‌ नागरी-लिपि का रूप सामने 
ग्राया । 

संस्कृत के ग्रन्थ पहले ब्राह्दवी और तत्पश्चात्‌ ग॒प्त-लिपि 
में लिखे और प्रतिलिपि किए जाते रहे । बौद्ध, जेन और 
वेदिक सब ही इसी लिपि को अपनाते थे । जब इस लिपि 
के देवनागरी रूप का प्रादुर्भाव हुआ तो सब ने इस रूप को 
अपनाया । भारतवर्ष की अधिकांश ग्रतुलनीय ग्रन्थ सम्पत्ति 
इस लिपि में मिलने लगी। प्राकृत, अश्रपश्रंश और देशी 
भाषाओ्रों के ग्रन्य॒ भी इसी लिपि में लिखे जाने लगे । तब 
जब हिन्दी का यूग उदय हुम्ना, तो हिन्दी ने भी इसी लिपि 
को अपनाया | इस लिपि के अपनाने क कारण भी हिन्दी 
भाषा अ्रधिक प्रिय बनी | रामचरितमानस ने हिन्दी को 
बहुत अधिक प्रिय बनाया । 

३४३. अक्षुणण आय गौरव 

सेकड़ों वर्ष के विदेशी-शासन के नीचे भारत दलित 
हुआ । निरीह-प्रजा ने अनेक कष्ट सहे । फिर भी इस 
ग्रन्धकार की रात्रि में प्रखर प्रकाश रश्मियाँ अपना प्रभाव 
बनाए रहीं, और आरयं-संस्क्ृति बची रही । इस का कारण 
भ्रन्वेषणीय है 

वृथाभिमान अथवा अतिमान पराभव का मुख है 
परन्तु आत्मगौरव. और यक्‍त आत्मसम्मान जातियों के 
जीवन का कारण होता है। ग्रद्वितीय वेदिक और श्रार्षज्ञान 
की निधि आये-जाति उचित ही श्रेष्ठ थी । इस श्रेष्ठता का 
अभिमान कभी प्रत्येक भारतीय में था । यही इस के जीवन 
का कारण रहा है । इस जाति के नष्ट न होने का यह प्रधान 
आधार है । 


( १६१ ) 


(क) आय गोग्वभाव स्वराथम्भुव मनु के काल में-- 
यह आये गौरव का भाव स्वायम्भुव मन के काल से चला 
ग्रा रहा है। वह लिखता है--“'इस देश में उत्फन हुए 
अ्रग्नजन्मा ब्राह्मणों से पथिवी क॑ सब मानव अपना अपना 
चरित्र सीखें । 

संसार-मात्र को चरित्र सिखाने वाले यदि अपने पुनीत- 
चरित्र का गोरव समभें तो क्‍या बुरी बात है । 

(ख) योगेइवर क्रष्ण श्रर्जुन के क्षात्र-विरुद्ध तथा वंर्ण- 
मर्यादा के उच्छेदक भाव पर कहते हें-- 

यह उदासीनता का भाव “भनायय॑-जुष्ट” है। श्रर्थात्‌ 
आ्रार्यों का भाव और आर्यों की मर्यादा संसार की दूसरी 
जातियों की अपेक्षा श्रधिक ऊंची रही है । 

(ग) भगवान्‌ व्यास आर्थ-गौरव के विषय में लिखते 
हुए कहते हें--आार्य लोग भाषा में म्लेच्छपन नहीं करते । 
अर्थात्‌ वे संसार की एकमात्र साधुभाषा संस्कृत बोलते हूं । 

(घ) धमंसूत्रों के रचयिता लिखते हें कि भारत के 
नियमानुकल चलने वाले लोग लोभ, संचय और स्पर्धा से 
मुक्त हैं ।' 

(डः) मौर्य यूग का महामन्त्री चाणक्य लिखता है-- 
श्रार्यों में कभी दास-भाव नहीं हुआ । संसार की दूसरी 
जातियों में दास-प्रथा प्रचलित हो चुकी है । 

(च) चीनी यात्री ह्यनसांग ने स्वायम्भुव मनु और 
श्रीकृष्ण के अनेक युग पदचात्‌ जब ब्राह्मणअपने अ्रति पुरातन 
दिव्य रूप से नीचे था, तब भी उस का गौरव अनुभव 
किया । वह लिखता है--भारत के परिवार वर्णों में विभक्‍त 
हैं । उन में से पवित्रता और उच्चता में ब्राह्मण विशिष्ट हैं । 
परम्परा में इस वर्ण का नाम इतना उज्ज्वल है कि देशभेद 


( १६२ ) 


का प्रइन न करके, लोग सारे भारत देश कौ ब्राह्मणों का 
देश कहते हैं । इति । 

(छ) आर्यों की कीति दूर तक फंली हुई थी । मुस्लिम 
ऐतिहासिक अलमाछठी (लगभग सं०६६०) लिखता है-- 
“मानव जातियों का इतिहास लिखने वाले सम्पूर्ण अच्छे 
ऐतिहासिक इस विषय में सहमत हैं कि संसासर के श्रति 
प्राचीन काल में हिन्द्‌ ऐसे हुए हैं जो शान्ति और ज्ञान का 
पूरा लाभ उठाते रहें हैं ।” हिन्दुओ्रों के श्रेष्ठतम विद्वान 
कहते हं--“हम से संसार का आरम्भ हुआ आर हम प्रलय- 
काल तक रहेंगे । हम में सर्वोच्चता, स्वेत्रिशिष्टता और 
सब प्रकार से पर्णता है। संसार के जीवन में जो भी 
मूल्यवान्‌ और आवश्यक है उस का श्रीगणेश हम से हुझा 
है । संसार की कोई जाति हमारा विरोध न करें। जो 
कोई हमारा विरोध करेगा उस के भाग्य में भागना प्रथवा 
पराजय होगा । 

(ज) आय-गोर का अलबेरूनी को आभास-- 
बहुत दिन की बात नहीं । नौ सौ वर्ष से कुछ पहले की 
घटना है । खीवा वासी महम्मद-बिन-पअ्रब रिहां-अलबेरूनी 
अभ्रपनी अरबी पस्तक अलकिताब-उल-हिन्द में लिखता है-- 

(हिन्दुओं) के जातीय जीवन की कुछ 
विशषताएँ जो उन में गहरी निहित हें, प्रत्येक (विदेशी) 
के लिए स्पष्ट हें, **'****' हिन्द विश्वास रखते हें, उनके 
देश से बढ़ कर कोई देश नहीं, उन की जाति के समान 
कोई जाति नहीं, उने के राजाओ्रों के समान कोई राजा 
नहीं, उनके धर्म के समान कोई धर्म नहीं, उन के ज्ञान के 
समान कोई ज्ञान नहीं । इति । 

अलबेरूनी के काल में आरयों का जो विश्वास था वह 
सौ दो सौ वर्ष में नहीं बना था । उसका आधार वह इतिहास 


( १६३ ) 


था जो सष्टि के आदि से चला आ रहा था । उस काल के 
आये यद्यपि हीन दशा में आ चुक थे, परन्तु उनका आत्मगौरव 
का भाव अक्षण्ण-रूप से स्थिर था। विदेशी मसलमान 
अलबेरखू्नी को यह बात अच्छी नहीं लगी । 

(भू) मुगल सम्राट्‌ अ्रकबर का मन्त्री विद्वान अब्बुल- 
फजल हिन्दू चरित्र के विषय में आईन-ए -अ्रकबरी में लिखता 

हिन्दू धामिक, मिलनसार, विदेशियों के प्रति नम्न, स्वयं 
प्रायश्चित्त करने वाले, न्यायप्रिय, संसार-त्याग के भाव से 
युक्त, व्यवह्यार-कुशल, कह्ृतज्ञ, सत्य की प्रशंसा करने वाले 
और अ्रपरिमित कतंव्य-परायण होते हें । उनका शद्ध चरित्र 
दुःख के समय सब से श्रधिक चमकता है। उनक योद्धा रण-भूमि 
से भागना जानते ही नहीं । युद्ध में जब वे अपने विजय में सन्देह 
करते हैं, तो वे घोड़ों से उतर पड़ते हैं, और शरता से लड़ते 
हुए प्राण त्याग देते हैं । व अपने अध्यापकों और गुरुओं 
का बड़ा आदर करते हैं। ईश्वर-परायण होने क लिए वे 
अपने जीवन की परवाह नहीं करते । वे ऐकेश्वर में विश्वास 
रखते हें । और यद्यपि वे मूर्तियों का बड़ा ग्रादर करते हें 
पर वे पत्थर-पूजक नहीं, जैसा शभ्रज्ञानी उन्हें समभते हें । 

ग्रन्यत्न वह लिखता है--- 

हिन्दुओं में दंवता हें और दानव भी । 

(व) आय गौरव मनूची की दृष्टि में-अलबेरूनी के सात 
सौ वर्ष परचात्‌ इटली के वीनिस नगर का निवासी निकोला 
मनची भारत म॑ आया । वह मुगल राजा जहाँगीर की सभा 
में रहा । वह लिखता है-- 


“इन हिन्दुओं की प्रथम भूल इस विश्वास में है कि 
संसार में वे अपने को एकमात्र ऐसा समभते है, जिन में कोमल 


( १६४ ) 


शिष्टाचा र, स्वच्छता अथवा नियमित व्यापार है | वें दूसरी 
सब जातियों को और सब से बढ़कर योरुप वालों को म्लेच्छ 
घृणित, मलिन, और नियम-हीन समभते हैं । 

अ्रपने शुद्ध-चरित्र का, अपने उच्च जीवन का, अपने 
ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व का, अपनी उच्च संस्कृति का प्राचीन आर्यों 
को अ्भिमान था । पूव-लिखित दस-प्र माण इस विषय में पर्याप्त 
साक्ष्य हें । वस्तुत: कभी हिन्दू-चरित्र बहुत ऊँचा था, और 
सारी जाति में ऐसा विदवास था। इसी कारण गत-अ्ंध कार 
के दिनों में भी आर्य-संस्कृति की रक्षा होती आई है। 


सताईसवां अध्याय 
।अ ४ 
वर्तमान युग ओर आयं-संस्कृति 
(संवत्‌ १८०१--२० १२) 

३५४. संवत्‌ १८०० के पदरचात्‌ भारत एक नए यग में 
प्रविष्ट हुआ । आये-गौरव के कारण हिन्दू शतियों के पश्चात्‌ 
जाग रहा था । उस ने मंगल साम्राज्य को छिनन-भिन्‍न कर 
दिया था । पर उसी समय भारत में एक नई शक्ति उपस्थित 
गीै गई । संवत्‌ १८१४ के प्लासी के यद्ध के पदव्चात अंग्रेज 
भारत के पूर्व के शासक हो गए। वे अपनी संस्कति अपने 
साथ लाए । जो बात मुसलमानों ने भारत में आकर ग्रन- 
भव की थी, वही अंग्रेजों ने भी श्रनभव को । उन्होंने देखा कि 
भारतीय जन-साधारण और विशेषतया विद्वान आत्मगौरव के 
भाव से श्रोत-प्रोत हैँ । 

(क) कनेल विल्फडे ने संवत्‌ १८६६ में लिखा--“ प्रत्येक 
श्रेष्ठ बात को अपने साथ जोड़ने का हिन्दुओ्लों का भुकाव सु- 
प्रसिद्ध है 

(ख) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों की कोर्ट के 
ग्रधीन लिखता हुआ टौमस मॉरीस संवत्‌ १८७७ में लिखता 
है---“बह पवित्र जाति जिस ब्राह्मण कहा जाता है, आात्मगौरव 
और जातीय-सम्मान के भाव से लदी हुई है । वह अपने भ्रति 
प्राचीन होने का कथन करती है । यह बात वह अ्रभिमान से 
नहीं प्रत्यत अपने सर्वश्रष्ठ ज्ञान के आधार पर कहती है। 


फिर सं० १९२६ में चन्द्रनगगर के प्रेंच न्यायाधीश लई 
जेकॉलियट न जब भारत की भूरि-भूरि प्रशंसा की और 
उस संसार के मतों और सभ्यताञ्ों का उदगम-स्थान लिखा 
तो मेक्समलर ने उसका खण्डन किया | अंग्रेज़ भारत में 


( १६६ ) 


शासन करना चाहता था| वह भारतीय-गौरव की यथार्थ 
बात सन कर भी घबराता था । उसन मैकाले क परामर्श 
के अनसार यह यत्न किया कि भारतीय लोग अपना गौरव 
भूल जाएं । एतदर्थ उसने निम्नलिखित कुछ उपाय वर्तें। 

१-भा रतवर्ष के इतिहास को कहानी कहा । 

२--ब्रह्मा, भग, अनत़्रि, कश्यप, दक्ष, नारद, मन 
चक्रवर्ती भरत, दाशरथि राम, व्यास तथा कृष्ण सब मिथिकल 
-- कल्पित व्यक्ति कहें गये । 

३--जितने ग्रन्थ इन ऋषि मह्षियों क॑ रचित कहें 
जाते थे, उनके विषय में कहा गया कि उत्तर काल में पण्डितों 
ने लिखकर इन्हें कल्पित ऋषियों के नाम पर मढ़ दिया है । 


तीन समाज--ब्रिटिश शासक कृत-संकल्प था कि 
भारत पर विज्ञान के नाम से योरोप की प्रधानता अड्धित 
कर दे । एसी परिस्थिति में तीन विचारधाराएँ यहाँ उत्पन्न 
हुई । पहली विचारधारा राजा राममोहनराय प्रचारित ब्राह्म- 
समाज की थी । इसका केन्द्र बंगाल था । देवेन्द्रनाथ ठाक्र 
केशवचन्द्रसेन और रवोन्द्रनाथ ठाक्र क प्रवचनों वा ग्रन्थों 
द्वारा इस धारा का विस्तार हुआ | बंगाल के अतिरिक्त 
यह धारा अन्यत्र अधिक नहीं फंल पायी । 


दसरी धारा प्रार्थना-समाज की थी । यह भी महाराष्ट्र 
देश के थोड़े से भाग में सीमित रही । 

तीसरी धारा श्रायं-समाज की थी । इसके प्रवतंक स्वामी 
दयानन्द सरस्वती (सं० १८८१-१६४० तक) थे । यह धारा 
उत्तर भारत में पर्याप्त फैली । इस का ध्यय आष ग्रन्थों का 
प्रचार, संस्कृत का उद्धार और वेदिकमत का प्रसार था। 
पहली दो धाराशञ्रों की श्रपेक्षा यह धारा विशुद्ध रूप से 
भारतीय थी । 


( १६७ ) 


भारत में एक और विचित्र धारा उत्पन्न हुई | इस में 
अनेक मतों का मिश्रण था । इसको थियोसौफिकल सोसाइटी 
के नाम से पुकारते हूँ । इस के जन्मदाता कनेल ऑलकाट और 
मेडम ब्लेवेटस्क्री थे। उत्तर काल में मिसिज्ञ ऐनीवेसेन्ट इसकी 
कर्णधार रहीं । इसका कन्द्र -स्थान मद्रास रहा है । इन्होंने 
संस्क्ृत-विद्या की रक्षा का विशेष प्रयास किया । 

इन धाराओं ने ब्रिटिश शासकों के ध्येय को सफल नहीं 
होने दिया । 

गान्धी मत--संवत्‌ १६७५ से महात्मा गान्धी का 
प्रभाव भारत में बढ़ने लगा । महात्मा गान्धी ने एक नई 
वित्तारधारा चलाई। उसका आधार श्राधा भारतीय और आधा 
विकास-विषयक पाइ्चात्य था। भारतीय आधार पर उन्होंने 
भ्रहिसा और सत्य का प्रचार आरम्भ किया । यह धारा 
अधिकांश राजनीतिक हो गई। 

पूर्वोक्‍क्त सब विचार-धाराओ्ों की भारतीय संस्कृति को 
यद्यपि कुछ देन-विशेष नहीं, तथापि उसकी आंशिक रक्षा सब 
ने न्‍्यनाधिक की । 


भारतीय प्रभाव--इस यग की दीन, हीन और भ्रसहाय 
अवस्था में भी भारतीय संस्कृति ने संसार पर कई अपंशों 
में अपनी छाप दी | सर विलियम्स जोन्स ने संवत्‌ १८४० 
म शकुन्तला नाटक का अश्रंग्रेज़ो में श्रनुव।द किया । यह 
अनुवाद दूर-दूर तक फेला । शीघ्र ही जमंन, फ्रेड्च आ्रादि 
अनेक योरोपीय भाषाश्रों में इस ग्रन्थ के अनुवाद हुए । 
कालिदास की प्रसिद्धि से भारत की प्रसिद्धि हुई । 

पञ्चतन्त्र भी ऐसा ही ग्रन्थ है । उस का इतिहास पहले 
लिख चुके हें । संसार की अनेक भाषाओं में इस का श्नवाद 
हुआ और लोगों ने इस से लाभ उठाया श्ौर उठा रहे हैं । 


( शध्८ ) 


गीता का प्रभाव--गीता श्रौर जमंन कुमारी की घटना 
पूर्व संख्या १२६ के अन्तग्गंत लिखी जा चुकी है। प्रसिद्ध 
अमेरिकन लेखक इमसेन पर उपनिषदों और गीता का गहरा 
प्रभाव था | कनेल आल्काट ने एक ऐसे झ्रादमी की कथा 
लिखी है जो भूगर्भ की एक खान में कुछ पढ़ रहा था। वह 
अपने विश्राम का काल अध्ययन में लगा रहा था और 
ऑल्काट महाशय के पूछने पर उसने उत्तर दिया, गीता पढ़ 
रहा हूँ । संतार की सत्तर से अधिक भाषाश्रों में इस ग्रन्थ 
के अन॒वाद उपलब्ध होते हैं । श्री कृष्ण का गीत लाखों हृदयों 
को तृप्ति देता है। 

भारतीय संस्कृति ने योरोप से टक्कर ले ली है। वह 
विजयी हो कर ऊपर झा रही है। भारत का स्वराज्य 
निस्सन्देह इस में सहायक होगा और अगला रूप भविष्य 
बताएगा । 


